Se O by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


I8 9831 


bel 


tN 


, g è 
उ a ia aE ES 
T 


N 


i RA i tar Nang ee Pme 


TR Ee n 


5 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri RU 


TAA की कड़ियाँ 


[भारतीय नारी की समस्याओं का विवेचन | 


D Ry 
"ON 


प्रयाग 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar xd 


m 


f 


E. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
run 
चतुथ संस्करण 
मई, . १६४७ ¦ १००० 
मूल्य 
ढाई wt | 


ल £) | 
| dàs 
१. ४ ७५. 0C 3 
Up; DP) 
E | | | 
| 
eb. 
, मुद्रक 


जगतनारायणलाल : 
हिन्दी साहित्य प्रेस, इलाहाबाद 


` '&0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ae 
Suc ARP CEE RID. 
EN AER GN — 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — t 


m 


p - -T 


by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ee 


ay 


CC;0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


al" २४ म य कळी 232 ५ ‘3 | 


I 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


—€— 


Slo राम स्वरुण आर्य, विजनौर : 
की स्मृति में सादर भेंट-- 

हरप्यारी देवो, चन्द्रप्रकाश आर्य 

संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 


^ अ्यपनी बात 


विचार के agi में मुझे गद्य लिखना ही अच्छा लगता रहा है, 
क्योंकि उसमें अपनी अनुभूति ही नहीं ara परिस्थितियों के विश्लेषण 
के लिए भी पर्यात अवकाश रहता है । मेरा सबसे पहला सामाजिक 
निबन्ध तब लिखा गया था जव मैं सातवीं. कक्षा की विद्यार्थिनी थी 
अतः जीवन की वास्तविकता से मेरा परिचय कुछ नवीन नहीं है । 

4 प्रस्तुत संग्रह में कुछ ऐसे निवन्ध जा रहे हैं जिनमें मैंने भारतीय 
नारी की विषम परिस्थितियों को अनेक दृष्टिवन्दु से देखने का प्रयास 
किया है | अन्याय के प्रति मैं स्वभाव से असहिष्णु हूँ अतः इन निवन्धों 
भें उग्रता की गन्ध स्वाभाविक है, परन्तुध्वंस के लिए ध्वंस के सिद्धान्त 

ex में मेरा कभी विश्वास नहीं रहा । में तो सुजन के उन प्रकाश-तत्वों के 

| प्रति निष्ठावान हूँ जिनकी उपस्थिति में विकृति ्रन्धकार कें समान 
विलीन हो जाती 21 जब तक प्रकृति व्यक्त नहीं होती तब तक विकृति 
के ध्वंस में अपनी शक्तियों को उलभा देना वैसा ही है जैसा प्रकाश के 
अभाव में अँधेरे. को दूध धो-धोकर सफ़ेद करने का प्रयास | वास्तव में 
अन्धकार स्वयं कुछ न होकर आलोक का अ्रभाव दै इसीसे तो छोटा _ 
de से छोटा दीपक भी उसकी सघनता नष्ट कर देने में समर्थ है । . 


nn Gurukul Kangri Colladionatiatawane: iS S 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[&] 


भारतीय नारी भी जिस दिन अपने क्षम्पूण प्राणप्रवेग से जाग सके 
उस दिन उसकी गति रोकना किसी के लिए सम्भव नहीं | उसके अधि- 
कारों के सम्बन्ध में यह सत्य है कि वे भिक्षाबृत्ति से न मिले ea 
मिलेंगे, क्योंकि उनकी स्थिति आदान-प्रदान-योग्य वस्तुओं से भिन्न है | 
समाज में व्यक्ति का सहयोग ओर विकास की दिशा में उसका उपयोग 
ही उसके अधिकार निश्चित करता रहता है और इस प्रकार, हमारे 
अधिकार, हमारी शक्ति ओर विवेक के सापेक्ष रहेंग्रे यह कथन सुनने 
में चाहे बहुत व्यावहारिक न लगे परन्तु इसका प्रयोग निर्भ्रान्त सत्य सिद्ध 
होगा । ग्रनेक वार नारी की वाह्य परिस्थितियों के परिवतन की ओर 
ध्यान न देकर मैं उसकी शक्तियों को जाग्रत करके परिस्थितियों में 
साम्य लानेवाली सफलता सम्भव कर सकी हूँ | समस्या का समाधान 
समस्या के ज्ञान पर निर्भर है और यह ज्ञान ज्ञाता की Ata रखता 
है | अतः अधिकार के इच्छुक व्यक्ति को अधिकारी भी होना चाहिए | 
सामान्यतः भारतीय नारी में इसी विशेषता का अभाव मिलेगा | कहीं 
उसमें साधारण दयनीयता है और कहीं असाधारण विद्रोह हे, परन्तु 
सन्तुलन से उसका जीवन परिचित नहीं | À 

प्रस्तुत निवन्ध किस सीमा तक सोचने की प्रेरणा दे सकेंगे, यह 
बता सकना मेरे लिए सम्भव नहीं | पर यदि इनसे भारतीय नारी की 
ee परिस्थितियों की ga रेखाएँ कुछ स्पष्ट हो सके तो इन्हें 
संग्रहीत करना व्यथ न होगा | 


५-५-४२ 


--महादेबी 
Melgar 


CC-0: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हमारो gga की कड़ियाँ 
| 


E 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ध 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ASAT 


[eed 


प्रायः जो वस्तु लोकिक साधारण वस्तुओं से अधिक सुन्दर या 
सुकुमार होती है उसे या तो मनुष्य अलोकिक और दिव्य की पंक्ति में 
बैठाकर पूजाह समझने लगता है या बह तुच्छु समभी जाकर उपेक्षा 
और श्रवहेलना की भाजन वनती है । wee की विडम्वना से भारतीय 
नारी को दोनों ही अवस्थाओं का पूण अनुभव हो चुका है | वह पवित्र 


देव-मन्दिर की अ्रधिष्ठात्री देवी भी बन चुकी है और अपने ग्रह के मलिन | 


कोने की वन्दिनी भी । कभी जिन गुणों के कारण उसे समाज में अजस्र 
सम्मान और ग्रतुल श्रद्धा मिली, जब प्रकारान्तर से वे ही त्रटियों में 
गिने जाने लगे तव उसे उतनी ही मात्रा में अश्रद्धा ओर अनादर भी 
अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानकर स्वीकार करना पड़ा | उसे जगाने 
का प्रयास करने वाले भी प्रायः उसी सन्देह में पड़े रहते हैं कि यह 
जाति सो रही है या मृतक ही हो चुकी है जिसकी जागति स्वप्नमात्र है। 

वास्तव में उस समय तक इसका निश्चय करना भी कठिन है जब 


` पक हम उसकी झुगान्तरदीर्घ जड़ता के कारणों पर एक विहङ्गम दृष्टि 


न डाल ले | 
: संसार के मानव-समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा 


EU 'CC-0;Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


M 
n 


ay 


ES 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़िये é 
सकता है, वही जीवित कहा जा सकता हे जिसके हृदय ओर मस्तिष्क 
ने समुचित विकास पाया हो ओर जो अपने व्यक्तित्व-द्वारा मनुष्य 
समाज से रागात्मक के अतिरिक्त गौद्धिक सम्बन्ध भी स्थापित कर सकने 
में समथ हो | एक स्वतन्त्र व्यक्तित्व के विकास की सबको आवश्यकता 
है, कारण, विना इसके न मनुष्य अपनी इच्छाशक्ति और सङ्कल्प को 
अपना कह सकता है ओर न अपने किसी कार्य को. न्याय-ग्रन्याय की 
तुला पर तोल ही सकता हे | 

नारी का मानसिक विकास पुरुषों के मानसिक विकास से भिन्न 
परन्तु अधिक द्रुत, स्वभाव अधिक कोमल ओर प्रेम-घुणादि भाव अधिक 
dia तथा स्थायी होते € | इन्हीं विशेषताओं के अनुसार उसका 
व्यक्तित्व विकास पाकर समाज के उन अभावों की पूर्ति करता रहता है 
जिनकी पूर्ति पुरुष-स्वभाव द्वारा सम्भव नहीं | इन दोनों प्रकृतियों में 
उतना ही अन्तर है जितना विद्युत्‌ ग्रौर wet में | एक से शक्ति उत्पन्न 
की जा सकती है, बड़े-बड़े कायं किये जा सकते हैं, परन्तु प्यास नहीं 
बुझाई जा सकती । दूसरी से शान्ति मिलती है, परन्तु पशुबल की 
उत्पत्ति सम्भव नहीं | दोनों के व्यक्तित्व, अपनी पूणता में समाज के एक 
ऐसे रिक्त स्थान को भर देते हैं जिससे विभिन्न सामाजिक सम्बन्धों मे 
सामञ्जस्य उत्पन्न होकर उन्हें पूण कर देता È 

प्राचीनतम काल में मनुष्य को सामाजिक. प्राणी बनाने में, पत्नी- 
पुत्रादि के लिए ग्रह ओर उसकी पवित्रता की रक्षा के लिए नियमों का 
आविष्कार कराने में स्री का कितना हाथ था, यह कहना कठिन है, 


परन्तु उसके व्यक्तित्व के प्रति समाज का इतना आदर ओर स्नेह प्रकट 
करना सिद्ध करता है कि मानव-समाज की अनिवाय आवश्यकताओं की 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Hatidwar: z Uu 


| 
| 
। 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
2s get 
पूर्ति उसी से सम्भव थी | प्राचीन ara नारी के सहधर्मचारिणी तथा 
सहभागिनी के रूप में कहीं भी पुरुष का अन्धानुसरण या अपने आपको 
छाया बना लेने का आभास नहीं मिलता | 

याज्ञवल्क्य ग्रपनी विदुषी सहधर्मिणी मैत्रेयी को सव कुछ देकर वन 
जाने को प्रस्तुत होते हैं, परन्तु पत्नी वैभव का उपहास करती हुई पूछुती 
हे-यदि ऐश्‍वर्य से भरी सारी प्रथ्वी मुझे मिल जाय तो क्या मैं अमर 
हो सकगी V चकित विस्मित पति कह देता है, “थन से तुम सुखी हो 
सकोगी, अमर नहीं ॥ पत्नी की विद्र,पमय हँसी में उत्तर मिलता है 
“जिससे में अमर न हो सकंगी उसे लेकर करूगी ही क्या £? आज भी, 


Squat मां ज्योतिगमय, मृत्योः मां wad गमय? आदि उसके प्रवचनों 


से ज्ञात होता हे कि ve की वस्तुमात्र समझी जानेवाली स्त्री ने कभी 
जीवन को कितनी गम्भीरतामयी दाश निक दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया था। 

त्यागी बुद्ध की करुण कहानी की आधार सती गोपा भी केवल 
उनकी छाया नहीं जान पड़ती, वरन्‌ उसका व्यक्तित्व बुद्ध से भिन्न ओर 
उज्ज्वल हे | निराशा में, ग्लानि में ओर उपेक्षा में बह न आत्महत्या 
करती है, न वन-वन पति का अनुसरण | अपूव साहस-द्वारा अपना 
कतव्य-पथ खोज कर स्नेह से पुत्र को परिवर्धित करती है और अन्त में 
सिद्धाथ के प्रबुद्ध होकर लौटने पर धूलि के समान उनके चरणों से लिप- 
टने न दौड़कर कर्तव्य की गरिमा से गुरु वनकर अपने ही मन्दिर में 
उनका प्रतीक्षा करती है | 

महापुरुषों की छाया में रहने वाले कितने ही सुन्दर व्यक्तित्व कान्ति- 
हीन होकर अस्तित्व खों चुके हैं, परन्तु उपेक्षिता यशोधरा आज भी स्वयं 
जीकर बुद्ध के विरागमय शुष्क जीवन को सरस बनाती रहती है | 


.. CC-0: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


5 


feat us 


छाया के समान राम का अनुसरण करने वाली मूत्तिमती करुणा 


सीता भी वास्तव में छाया नहीं है | वह अपने कतव्य के निर्दिष्ट करने 


में राम की भी सहायता नहीं चाहती, वरन्‌ उनकी इच्छा के विरुद्ध 
वन-गमन के क्लेश सहने को उद्यत हो जाती है | अन्त में अकारण 
ही पति-द्वारा निर्वासित की जाने पर असीम धैर्यं से वनवासिनी का 
जीवन स्वीकार कर गवपूर सन्देश भेजती हे--“मेरी ओर से उस 
राजा से कहना कि में तो पहले ही अग्नि-परीक्षा देकर अपने आपको 
साधवी प्रमाणित कर चुकी हूँ, सके निर्वासित कर उसने क्या अपने 
प्रख्यात कुल के अनुरूप कार्य किया है P— 

चाच्यस्स्वया सद्बचानात्स राजा aa विशुद्धामपि SSH, | 

मां लोझवादभ्रवणादहासीः AIA कि तत्सदृशं कुलस्य | , aay 

उसका सारा जीवन साकार साहस है जिस पर कभी दैन्य की 
छाया नहीं पड़ी | ; 

महाभारत के समय की कितनी ही feat अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व 
तथा कतेव्यबुद्धि के लिए स्मरणीय रहेंगी। उनमें से प्रत्येक संसार-पथ 
में पुरुष की सङ्किनी है, छाया मात्र नहीं । छाया का कार्य, आधार में 
अपने आपको इस प्रकार सिला देना हे जिसमे वह उसी के समान 
जान पड़े, और सङ्किनी का अपने सहयोगी की प्रत्येक तू टि को पूर्ण कर 
उसके जीवन को अधिक से अधिक पूण बनाना | 

सत्री को अपने अस्तित्व को पुरुष की छाया बना देना चाहिए, 
अपने व्यक्तित्व को उसमें समाहित कर देना चाहिए, इस विचार का 
पहले कब आरम्भ हुआ, यह निश्चयपूवक कहना कठिन है, परन्तु इसमें 
-सन्देह नहीं कि यह किसी आपत्तिमूलक fias का ही विषमय फल 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - : 


N 
रु 


| 
4 
| 
j 
] 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१२ TSM 
रहा होगा । जिस ग्रशान्त वातावरण म॑ पुरुष श्रापना इ ओर 
विश्वास के अनुसार सत्री को चलाना चाहता था उसम इस भ्रमात्मक 
धारणा को कि at स्वतन्त्र व्यक्तित्व से रहित पति की छायामात्र है, 
सिद्धान्त का रूप दे दिया गया । इस भावना ने इतने दिनों में कितना 
अपकार कर डाला है, यह इस जाति की युगान्तर तक भङ्ग न होने 
बाली निद्रा और निश्चेष्टा देख कर ही जाना जा सकता है | उसके 
पास न ग्रपनापन है ओर न बह श्रपनापन चाहती ही है | 

इस समय हमारे समाज में केवल दो प्रकार की स्त्रियाँ मिलेंगी 
एक वे जिन्हें इसका ज्ञान ही नहीं है कि वे भी एक विस्तृत मानव- 
समुदाय की सदस्य हैं और उनका भी एक ऐसा स्वतन्त्र व्यक्तित्व है 


* जिसक विकास से समाज का उत्कष ओर सङ्काणुता से AIFI सम्भव 


हृ; दूसरी वे जो पुरुषों की समता करने के लिए उन्हीं के दृष्टिकोण से 
संसार को देखने में, उन्हीं के गुणावगुणों का AIRY करने में जीवन 
के चरम लक्ष्य की प्राप्ति समकती हैं | सारांश यह कि एक ओर अर्थ- 


` हीन अनुसरण है तो दूसरी ओर ग्रन्थमय अनुकरण ओर यह दोनों 


प्रय्न समाज की शंखला को शिथिल तथा व्यक्तिगत बन्धनों को सुदृढ़ 
श्रौर संकुचित करते जा रहे हैं । 

अनुसरण मनुष्य की प्रकृति है । वालक प्रायः आरम्भ में सब कुछ 
अनुसरण से ही सीखता है, तत्पश्नात्‌ अपने अनुभव के सांचे में ढालकर 
उसे अधिक से ग्रधिक पूण करने का प्रयास करता है | परन्तु अनुभव 
के आधार से हीन अनुसरण सिखाये हुए पशु के ्रन्धानुसरणु के समान 


j^ है. जो जीवन के गौरब को समूल नष्ट कर और मनुष्य को दयनीय बना- 


कर पशु: की श्रोणी में बैठने के लिए बाध्य कर देता है । कृत्रिम प्राचीनता 


cc-0: ‘Gurukul Karigri Collection, Haridwar 


D 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ १३ 
के आवरण में पली देवियाँ असंख्य अन्याय इसलिए नहीं सहतीं कि 
उनमें प्रतिकार की शक्ति का श्रभाव है वरन्‌ यह विचार कर कि पुरुष- 
समाज के, न्याय समझ कर किये कार्य को अन्याय कह देने से वे 
कतंब्यच्युत हो जायँगी । वे बड़ा से बड़ा त्याग प्राणों पर खेलकर हँसते- 
हँसते कर डालने पर उद्यत रहती हैं, परन्तु उसका मूल्य वही है जो 
बलिपशु के निरुपाय त्याग का होता है। वे दूसरों के इङ्ितमात्र पर 
किसी भी सिद्धान्त, की रक्षा के लिए जीवन की वाजी लगा देंगी, परन्तु 
अपने तक और विवेक की कसौटी पर उसका खरापन विना जाँचे 


* हुए;--अतः यह विवेकहीन आदर्शांचरण भी उनके व्यक्तित्व को 


अधिक से अधिक संकुचित तथा समाज के स्वस्थ विकास कें लिए 
HAIGH बनाता जा रहा है | 

ary का उपयोग तभी तक है जब तक वह किसी दूसरे की 
AFA को अपने हृदय में प्रतिबिस्वित करता रहता है, अन्यथा लोग 
उसे निर्थक जानकर फक देते हें | पुरुष के अ्न्धानुसरण ने सत्री के 
व्यक्तित्व को अपना दर्पण वनाकर उसकी उपयोगिता तो सीमित कर ही 
दी, साथ ही समाज़ को भी अपूण बना दिया | पुरुष समाज का न्याय 
है, स्री दया; पुरुष प्रतिशोधमय क्रोध है, स्त्री क्षमा; पुरुष शुष्क कतव्य 
हे, स्त्री सरस सहानुभूतिःओर पुरुष बल हे, सत्री हृदय की प्रेरणा । जिस ' 
प्रकार युक्ति से काटे हुए काष्ठ के छोटे-बड़े विभिन्न आकार वाले खण्डं 
को जोड़कर हम अखण्ड चतुष्कोण था इत्त बना सकते हैं, परन्तु उनकी 
विभिन्नता नष्ट करके तथा सबको समान आकृति देकर हम उन्हे किसी 


Q 


पूर वस्तु का आकार नहीं दे सकते, उसी प्रकार स्त्री-पुरुष के प्राकृतिक 


मानसिक वैपरीत्य-द्वारा ही हमारा समाज सामज्ञस्यपूण ग्रोर gus d] 0007. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection; Haridwar’ : eds TU weg. 


j 
i 
} 
| 
| 
1 
| 


pd 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

१४ ESEN 

सकता है, उनके fa प्रतिविम्ब भाव से नहीं | उससे समाज का 

दृष्टिकोण एकाङ्की हो जायगा तथा जीवन की श्रनेकरूपता का वास्तविक 

मूल्य आँकना श्रसम्भव | 

असंख्य विषमताओं का कारण, स्त्री का अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व 

को भूलकर विवेकशक्ति को खो देना है | उसके विना जाने ही उसका 

कतंव्य-पथ निश्चित हो चुकता हे जिस पर चलकर न उसे सफलता-जनित 

गव का अनुभव होता है, न असफलता-जनित ग्लानि का | वह अपनी 

सफलता या अ्सफतता की छाया पुरुष की श्रात्मतुष्टि या त्रसन्तोष में 
देखने का प्रय्न करती है, अपने हृदय में नहीं | 

हमारे यहाँ सभी माताए हैं; परन्तु मातृत्व की स्वाभाविक गरिमा 
से उन्नतमस्तक माता को खोज लेना सहज नहीं; असंख्य पलियाँ हैं, 
परन्तु जीवन की प्रत्येक दिशा में साथ देने वाली, अपने जीवन-सङ्गी के 

२ हृदय के रहस्यमय कोने-कोने से परिचित सौभाग्य-गर्विता सहधर्मचा- 
रिशियों की संख्या उँगलियों पर गिनने-योग्य है । 

ATA को चरम लक्ष्य मानने वाली महिलाओं ने भी अपने 
व्यक्तित्व के विकास के लिए सत्पथ नहीं खोज पाया, परन्तु उस स्थिति 
में उसे खोज पाना सम्भव भी नहीं था । उन्हें अपने मूक छायावत्‌ 
निर्जीव जीवन से ऐसी मर्मव्यथा हुई कि उसके प्रतिकार के लिए उप- 
युक्त साधनों के आविष्कार का अवकाश ही न मिल सका: अत उन्होंने 
अपने आप को पुरुषों के समान ही कठिन बना लेने की कठोर साधना 


आरम्भ की । कहना नहीं होगा कि इसमें सफलता का अर्थ स्री के 


मधुर व्यक्तित्व को जलाकर उसकी भस्म से पुरुष की रुक्ष मूर्ति गढ़ लेना 
। फलतः श्राज की विद्रोहशील नारी व्यावहारिक जीवन में अधिक कठोर 


CC-0.'Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


; 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ १५. 
है, vc में अधिक निर्मम और शुष्क, ्रार्थिक दृष्टि से अधिक स्वाधीन, 


सामाजिक क्षेत्र में अधिक स्वच्छुन्द, परन्तु अपनी निर्धारित रेखाओं की 
सह्लीण सीमा की वन्दिनी है । उसकी यह धारणा कि कोमलता तथा 
भावुकता ऐसी लौहश्ंखलाएँ हैं जो देखने तथा सुनने में ही कोमल जान 
पड़ती हैं पहनने में नहीं, उसके प्रति पुरुष समाज के विवेक और हृदय- 
हीन व्यवहार की प्रतिक्रिया मात्र है | संसार में निरन्तर agaaa जीवन 
वैसे ही कुछ कम नीरस तथा ae नहीं है, फिर यदि उससे सारी सुकु- 
मार भावनाओं का, माधुय्य का वहिष्कार कर दिया जाय तो असीम 
साहसी ही उसे वहन करने में समथ हो सकेगा, इतर जनों के जीवन को 
तो उस रुक्षता का भार चूर-चूर किये विना न रहेगा | at की कोम. 
लतामयी सदाशयता ओर सहानुभूति समाज के सन्तप्त जीवन के लिए 
शीतल ग्रनुलेप का कार्य करती है, इसमें सन्देह नहीं | 

Rada समाज में या तो स्त्रियों में स्त्रियोचित स्वतन्त्र विवेकमय 
व्यक्तित्व का विकास ही नहीं हो सका है या उनकी प्रत्येक भावना में, 
चरित्र में, कार्य में, पुरुष की भावना, चरित्र और काय को प्रतिकृति 
झॉँकती रहती है | इसी से एक का निरादर है और दूसरी से ग्रविराम् 
eg | 

अपनी समस्त शक्तियों से पूण महिमामयी महिला के सम्मुख किसी 
का मस्तक आदर से नंत हुए बिना नहीं रह सकता, यह अनुभव की 
वस्तु हे, तक की नहीं | उपेक्षा तथा अनादर वहीं सम्भव हे जहाँ उपे- 
fa और अनाहत व्यक्ति उपेज्ञा और अनादर करनेवाले के समकक्ष या. 


उससे न्यून होता हे | परन्तु स्री के जिस गरिमामय व्यक्तित्व को शक्ति * 


का नाम मिला है तथा जिसके लिए मनु को “यत्रोतास्तु न पूज्यन्ते 


c 


ce Gurukul Kangri Collection, Haridwar . li 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr 
१६ AGA 
सर्वास्तत्रा5फला क्रिया? कहना पड़ा है, वह संसार की संकौणता से दूर 
स्मिट्माते हुए ध्रुब की तरह उपेज्ञा और अनादर से बहुत ऊपर तथा 
स्थायी रहेगा | उसकी शक्तियों की गुरुता जानने के लिए उन्हें पुरुष 
की शक्तियों के साथ एक तुला पर तोलने का प्रयत्न भी भ्रान्ति से रहित 
नहीं; कारण, संसार की प्रत्येक वस्तु में निहित शक्ति की अभिव्यक्तियों 
और उसके रूपों की एकता किसी भी दशा में न सम्भव है, न उसे होना 
चाहिये | तूल अपने हल्केपन में काय की जो शक्ति छिपाये है वही लोहे 
की कठिनता में समाहित है; जल के चल प्रवाह में जिस शक्ति का परि- 
चय हमें मिलता है वही पवत में अचलता वन कर सफलता पाती है | 
यदि हम अ्रप्राकृतिक साधनों-द्वारा जल को अचल या तूल को कठिन 
बना कर उनकी शक्तियों से कार्य लेना चाहें तो उनका रूप तो विकृत 
हो ही जायगा, साथ ही शक्तियाँ भी परिमित हुए विना न रहेंगी | 
आधुनिक भौतिकवादप्रधान युग की नारी को यही दुःख हे कि वह 
पुरुष के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता पाकर भी संसार के अनेक ग्राश्‍चयो में 
एक बन गई है; उसके हृदय की एकान्त श्रद्धा की पात्री बनने का 
सौभाग्य उसे प्राप्त न हो सका । संसार उसे देख विस्मय से अभिभूत 
हाकर चकित-सा ताकता रह जाता हे, परन्तु नतमस्तक नहीं होता । 
en Qu उस व्यक्तित्व का अभाव है जिसके सम्मुख मानवसमाज 
का बालक के समान स्वयं ही झुक जाना पड़ता है | 
किसी-किसी की धारणा है कि अपने सरवतोन्मुखी विकास के उपरान्त 
स्रा का, पवत के शिखर के समान उच्च परन्तु उसी के समान एकाकी हो 


` जाना निश्चित है, क्योंकि तब अपने जीवन की पूर्णता के लिए उसे किसी 


A *CC-0. Gurukül Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ १७ 
का SAGA कर जाती है । अपने पूर्ण से पूण विकास में भी एक वस्तु 
दूसरी नहीं हो सकती, यहो उसकी विशेषता है, श्रतः उससे जो भिन्न 
है उसका अभाव अवश्यम्भावी है । अपने पूर्ण से पूण गौरव से गौर- 
वान्वित स्रो भी इतनी पूण न होगो कि पुरुषोचित स्वभाव को भी * 
अपनी प्रकृति में समाहित कर ले, अतएव मानव-समाज में साम्य रखने 
के लिए उसे अपनी प्रकृति से भिन्न स्वभाववाले का सहयोग श्रेय 
होगा | इस दशा में प्रतिद्वन्द्रिता सम्भव नहीं | 
उसे अपने गुरुतम उत्तरदायित्व के अनुरूप मानसिक तथा शारीरिक 
विकास के लिए विस्तृत स्वाधीनता चाहिए । कारण, सङ्कीणेता में 
उसके जीवन का वैसा सबतोन्मुखी विकास सम्भव ही नहीं जैसा किसी 
समाज की स्वस्थ व्यवस्था के लिए अनिवाय है | मनुष्य अपने स्वभाव 
में meg संस्कार लेकर जन्म लेता है जिनके, परिस्थितियों के वातावरण 
में, विकसित होने से उसका चरित्र बनता हे । इसके ग्रनन्तर उसके 
जीवन का वह अध्याय प्रारम्भ होता है जिसमें उसके चरित्रजनित गुण- 
दोष संसार पर प्रतिफलित होने लगते हैं ओर संसार के उसके जीवन 
पर। सबके ग्रस्त में वह प्राकृतिक नियम के द्वारा, अनेक मधुर-कठु 
>, अनुभवों का सञ्चव कर अपने जीवन के पर्यवेक्षण को तथा अपने अनु- 
भवों को दूसरों के मार्ग का दीपक बनाने का अवकाश पा लेता है | 
. जिस परिस्थिति रूपी साँचे में उसके चरित्र को ढलना पड़ता है वह यदि 
बिपरीत, अनुपयुक्त या विकृत हो तो चरित्र पर भी उसकी अमिट छाप 
रह जायगी और यह कहने की आवश्यकता नहीं कि विकृत चरित्र और 
अनुपयुक्त मानसिक विकासवाला व्यक्ति अपने निर्दिष्ट स्थान में न PR 
स्वयं स्यामञ्जस का अनुभव करेगा, न किसी को करने देगा त्रौर अन्त ८ 3३६ 


wl Cn aca Gurukul Kangri Collection; Haridwar 1 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

१८ ASM 
में अनेक कटु अनुभवों से विषाक्त चित्त लेकर वह अन्य व्यक्तियों के 
मार्ग में भी शूल विछाता चलेगा | फलतः जीवन की सबसे बड़ी और 
पहली आवश्यकता सामाजिक प्राणियों के स्वतन्त्र विकासानुकूल वाता- 
वरण की सृष्टि कर देना है | जिस प्रकार यह सत्य हे कि व्यक्ति-द्वारा 
समाज निर्मित ओर परिवर्तित होता रहता है उसी प्रकार यह भी सत्य 
हे कि मनुष्य समाज को लेकर नहीं, वरन्‌ समाज में जन्म लेता है। 
अतएव उसका विकास ऐसा होना उचित है जिससे साधारण सामा- 
जिक सिद्धान्तों की रक्षा भी हो सके ओर समयानुकूल परिवतन भी | 
पुरुष के समान स्त्री भी zer, समाज, नगर तथा राष्ट्र की विशिष्ट 
सदस्य € तथा उसकी प्रत्येक क्रिया का प्रतिफल सब के विकास में वाधा 
भी डाल सकता है और उनके मार्ग को प्रशस्त भी कर सकता है | 
प्रायः पुरुष का जीवन अधिक स्वच्छुन्द वातावरण में विशिष्ट व्यक्तियों 
के ded द्वारा वनता है श्रौर स्री का date सीमा में परम्परागत 
रूढ़ियों से--जिससे न उसे अपने कुटुम्व से बाहर किसी वस्तु का 
AMA होता है, न अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान | कहीं यह विषमता 
और कहीं इसकी प्रतिक्रिया जीवन को एक निरर्थक WA बनाकर 
उसकी सारी उबरता को नष्ट तथा सरसता को शुष्क किये दे रही है | 
al के व्यक्तित्व में कोमलता और सहानुभूति के साथ साहस तथा 
विवेक का ऐसा सामज्ञस्य होना आवश्यक है जिससे हृदय के सहज 
स्नेह की ग्रजस वर्षा करते हुए भी वह किसी अन्याय को प्रश्रय A देकर 
उसके प्रतिकार में तत्पर रह सके | ऐसा एक भी सामाजिक प्राणी न 
मिलेगा जिसका जीवन माता, पत्नी, भगिनी, पुत्री आदि em के किसी 
न किसी रूप से प्रभावित न हुआ हो | इस दशा में उसके व्यक्तित्व को 


Ms E $ 
४ OMBRA DU CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


-€— 


aaa 


Je 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ १९ 
कितने गुरु उत्तरदायित्व की छाया में विकास पाना चाहिए, यह स्पष्ट है। 

स्वयं अपनी इच्छा से स्वीकृत युगदोघ बन्धनों को काट देने के 
लिए हमें संसार भर की अनुमति लेने का न अवकाश है, न आवश्य- 
कता; परन्तु इतना ध्यान रहना चाहिए कि बेड़ियों के साथ ही उसी 
He से, वन्दी यदि पेर भो का? डालेगा तो उसकी मुक्ति की आशा 
दुराशामात्र रह जावेगी | अपने व्यक्तित्व की, अपनी विशेषताओं की 
रक्षा न करते हुए यदि हमने अपनी रक्ता कर ली, यदि उन बन्घनों के 
साथ हमारे जीवन का आवश्यक अंश भी घिस गया तो हमारा एक 
वन्धन से मुक्ति पाकर दूसरे में बध जाना ग्रनिवार्य हो उठेगा | 


LAN Io 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . ies 


' “Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


: क ... TSM 


LS 

व्यक्तित्व कीं विकासहीनता का सहायक बनकर जिसने हमें दासता 
की सह्लीणंतम कारा में निर्वासन दे डाला है वह हमारा नागरिकता- 
विषयक AIA कहा जा सकता है | 

हममें से अधिकांश को यह भी ज्ञान नहीं कि ग्रह की दीवारों के 
बाहर भी हमारा कायंक्तेत्र हो सकता है तथा उस क्षेत्र में ओर अपनी 
ग्रहस्थी में उपयोगी बने रहने के लिए हमें कुछ विशेष अधिकारों की 
ओर सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है | | 

समाज तथा सामाजिक व्यक्ति सापेक्ष शब्द हैं, कारण, सामाजिक 
प्राणी के विकास के लिए समाज का आविर्भाव हुआ है तथा समाज के 
बिकास के लिए व्यक्ति को अधिकार एवं सुविधाएँ प्राप्त हुई E । नाग- 
रिक शब्द केवल अपने शाब्दिक ग्रथ में प्रयुक्त न होकर इतना व्यापक 
हो गया है कि उससे केवल नगर-निवासी का बोध न होकर न्याय और 
कानूत-सम्बन्धी अनेक अधिकार एवं सामाजिक उत्तरदायित्व से युक्त 


व्यक्ति का ज्ञान होता हे । व्यक्ति, सामूहिक विकास को दृष्टि में रखते हुए . 


शासित भी होता है ओर शासन में हस्तक्षेप तथा परिवतन करने का 


j Wu à ee Gurukul, Kangri Collection, Haridwar 


: 
pom. A 


| 


^ 


ş 


Be by [UU 
| AK7—-S 
t की कड़ियाँ 
अधिकारी भी | aa: उससे रोज : T 
सकते | यदि कर लिये जाये तो समाज में उसंका वही मूल्य होगा जो 
| किसी मूक पशु का होता हे जिसे मनुष्य अपनी सुविधा के लिए पालता 
है ओर इस प्रकार उसके जङ्कली जीवन को वलात्‌ कभी सामाजिक जीवन 
A से जोड़ लेता है ओर कभी स्वयं ही उस वन्धन को तोड़ डालता है | 


अनेक सम्बन्धों का केन्द्र होने तथा परिवार और समाजविशेप्र से 
सम्बद्ध रहने के कारण उसे सामाजिक विकास के लिए भो विशेष 
अधिकार और उत्तरदायित्व प्राप्त हो जाना अनिवाय है | अतः नाग- 
रिक को राजनीतिक तथा सामाजिक दोनों क्षेत्रों में समान रूप से 
अपना स्थान तथा कतव्य जान लेना और उसमें संशोधन या परिवतन 
के लिए स्वाधीनता प्राप्त कर लेना नितान्त आवश्यक है | नागरिक 
होने के कारण al को भी इन दोनों ही अधिकारों की आवश्यकता 
सदा से रही है और रहेगी, परन्तु प्राचीन काल से अब तक उसके 
| अनुकूल स्वत्वों को देने तथा समयानुसार उनमें परिवतन की सुविधाएँ 
सहज करने की ओर कभी किसी का ध्यान नहीं गया । 

' शासन-विधान ने उसे न्याय तथा कानून-विषयक कैसी सुविधाएँ 
| प्रदान की थीं, यह तो उन शास्त्रों से प्रकट हो जायगा जिनके आधार 


पर आज भी उसे अनेक कष्ट सहने पर बाध्य किया जा रहा है | प्राचीन 
रोम ओर Jara के स्वायत्त-शासन में भी स्त्रियों को किसी अधिकार के 
योग्य नहीं समझा गया था, यह इतिहास से प्रत्यक्ष हो जाता है | 

वास्तव में नवीन युग के अनेक सन्देशो में, स्त्रियों- को भी पुरुषों 
के समान नागरिक अधिकारों के योग्य समझने की अस्पष्ट भावना भी 
सन्निहित है | 


i i CC-0. Gurukul Kangri ias ees 0 cc M E Haridwar p ~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri a 
toe t 


22 ` ` श्रृखला 

इस विचार को ग्रथ तक भिन्न-भिन्न देशों में कितना क्रियात्मक 
रूप मिल चुका है यह प्रत्येक जिज्ञासु को ज्ञात होगा । पश्चिमीय तथा 
पूर्वीय जाग्रत देशों में स्त्रियों ने उन बेड़ियों को काट डाला है जिनमें 
पुरुषों ने वर्बरता के युग में उन्हें बाँध कर अपने स्वामित्व का क्रूर 
प्रदर्शन किया था । उन देशों की महिलाएं राजनीतिक तथा सामा- 
जिक दोनों ही प्रकार के अधिकारों-द्वारा अपनी शक्तियों का विकास 
कर, णह तथा बाह्य संसार में पुरुषों की सहयोगिनी वनकर अपने देश 
और जाति के SRT का कारण वन रही हैं, अपक्षं का नहीं । 

जिसकी संभ्यता की प्राचीनता प्रख्यात है केवल उसी हमारे देश 
में अब तक इस भावना की ऐसी fait रूपरेखा है कि हजार स्त्रियों 
में कदाचित्‌ एक भी इससे परिचित न होगी | 

कानून हमारे स्वत्वों की रक्षा का कारण न वन कर चीनियों के 
काठ के जूते की तरह हमारे ही जीवन के आवश्यक तथा जन्मसिद्ध 
अधिकारों को संकुचित बनाता जा रहा है। सम्पत्ति के स्वामित्व से 
वञ्चित श्रसंख्य स्त्रियों के सुनहले भविष्यमय जीवन कीटाएुञ्रों से भी 
dg माने जाते देख कौन सहृदय रो न देगा ! चरम दुरवस्था के 
सजीव निदशन हमारे यहाँ के सम्पन्न पुरुषों की विधवाओं ओर पैतृक 
धन के रहते हुए भी दरिद्र पुत्रियों के जीवन हैं । सत्री पुरुष के वैभव 
की प्रदर्शिनी मात्र समझी जाती है और वालक के न रहने पर जैसे 
उसके खिलौने निर्दिष्ट स्थानों से उठाकर फेंक दिये जाते हैं उसी प्रकार 

` एक पुरुष के न होने पर नस्ती के जीवन का कोई उपयोग ही रह 

जाता है, न समाज या ग्रह में उसको कहीं निश्चित स्थान ही मिल 
सकता है | जब जला सकते थे तब इच्छा या अनिच्छा से उसे जीवित 


x ; »CC-0. Gurukul-Kangri Collection, Haridwar 


^ 
E 


c 


— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ २३ 


ही भस्म करके स्वगं में पति कें विनोदाथ भेज देते थे, परन्तु अब उसे 
सूत पति का ऐसा निर्जीव स्मारक वन कर जीना पड़ता हे जिसके 
सम्मुख श्रद्वा से नतमस्तक होना तो दूर रहा कोई उसे मलिन करने 
की इच्छा भी रोकना नहीं चाहता | 

यदि उन्हें अ्र्थ-सम्बन्धी वे सुविधाएँ प्राप्त हो सके जो पुरुषों को 
मिलती आ रही हैं तो न उनका जीवन उनके निष्ठुर कुटुम्बियों के 
fac भार बन सकेगा और न वे गलित अज्ञ के समान समाज से 
निकाल कर Gat जा सकेगी, प्रत्युत वे अपने शून्य क्षणों को देश के 
सामाजिक तथा राजनीतिक उत्कष के प्रयल्ों से भर कर सुखी रह सकेगी। 

युगों के अनवरत प्रवाह में बड़े-बड़े साम्राज्य बह गये, संस्कृतियाँ 


A 


लुप्त हो गई, जातियाँ मिट गई, संसार में अनेक असम्भव परिवतंन 
सम्भव हो गये, परन्तु भारतीय स्त्रियों के ललाट में विधि की बज्रलेखनी 
से श्रङ्कित wee लिपि नहीं धुल सकी | आज भी जब सारा गतिशील 
dare निरन्तर परिवर्तन की अनिवायता प्रमाणित कर रहा है, feni 
के जीवन को काट छाँट कर उसी साँचे के बरावर बनाने का प्रय्न हो 
रहा है जो प्राचीनतम युग में ढाला गया था । प्राचीनता की पूजा 
बुरी नहीं, उसकी हढ़ नींव पर नवीनता की भित्ति खड़ी करना भी 
श्रेयस्कर है, परन्तु उसकी दुहाई देकर जीवन को सङ्कीण से सङ्कीणंतम 
बनाते जाना और विकास के मार्ग को चारों ओर से सद्ध कर लेना 
किसी जीवित व्यक्ति पर समाधि बना देने से भी अधिक क्रूर और 
विचारहीन काय है। 

हमारे उद्देश्यों के रूप चाहे जितने परिवर्तित जान पढ़ें, सफलताश्रों 
| . योती विफलताशों की संख्या चाहे जितनी त्यूनाधिक हो परन्तु हमारा 


>a 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

२४ "Igel 
आगे बढ़ते जाना Ha है, इसमें सन्देह नहीं | जीवन की सफलता, 
अतीत से शिक्षा लेकर अपने आप को नवीन वातावरण के उपयुक्त 
बना लेने, नवीन समस्याओं को सुलभा लेने. में है--केवल उनके 
अन्धानुसरण में नहीं | अतः अब feni से सम्बद्ध अनेक प्राचीन वैधा- 
निक व्यवस्थाओं में संशोधन तथा ग्रर्वांचीनों का निर्माण आवश्यक है | 
शासन-व्यवस्था में भी उन्हें स्थान न मिलने से आधा नागरिक 


समाज प्रतिनिधि-हीन रह जायगा; कारण अपने स्वत्वो के रूप तथा 
| आवश्यकताओं से स्त्रियां जितनी परिचिति हो सकती हैं उतने पुरुष 
1 नहीं | परन्तु स्थान मिलने का श्रथ यह नहीं है कि उन्हें केवल पुरुष- 
| | परिषदों को अलंकृत करने के लिए रखा जाय | वास्तव में उनका 
| qaia संख्या में रह कर अपनी ग्रन्य बहिनों के हित-अनहित-विषयक 
अस्पष्ट विचारों को स्पष्ट करना और उन्हें क्रियात्मक रूप-रेखा देना ही 

समाज के लिए हितकर सिद्ध हो सकेगा | 
सामाजिक अधिकारों के लिए भी यही सत्य है | जो बन्धन पुरुषों 
का स्वेच्छाचारिता के लिए इतने शिथिल होते हैं कि उन्हें बन्धन का 
अनुभव हो नहीं होता वे ही बन्धन स्त्रियों को परावलम्बिनी दासता में 
इस प्रकार कस देते हैं कि उनकी सारी जीवनी शक्ति शुष्क और 
जीवन नीरस हो जाता है । समस्त सामाजिक नियम मनुष्य की नेतिक 
उन्नति तथा उसके सबतोन्मुखी विकास के लिए आविष्कृत किये गये 
६। जब वें ही मनुष्य के विकास में वाधा डालने लगते € तब उनकी 
. _ उपयोगिता ही नहीं रह जाती । उदाहरणार्थ विवाह की संस्था पवित्र 
o Seis 
य॒ ही उसमें किसी अनिवाय संशोधन 


* :CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


T 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ २५८ 
की आवश्यकता समभनी चाहिए | हमारी अनेक रूढ़ियाँ सामाजिक 
zik वैयक्तिक विकास में सहायक न बन कर उसके माग में नित्य 
नवीन वाधाएँ खड़ी करती रहती हैं । अनेक व्यवस्थाएं जिन्हें हमने 
आपत्ति-धर्ममात्र समझकर स्वीकार कर लिया था, अब भी हमारे जीवन 
को छाया में अंकुरित और धूप से दूर रखे जाने वाले पौधे के समान 
` शीण बना कर उसे विकसित ही नहीं होने देतीं, aa: उसी शीत 
विकाश-शून्य छाया में पल-पल कर हमारी सन्तान भी निस्तेज तथा 
उत्साइहीन बनती जा रही हे | इस दशा में हमारा मिथ्या परम्परा की 
दुहाई देते रहना केवल व्यक्तियों के लिए नहीं वरन्‌ समाज ओर राष्ट्र 
के लिए भी घातक सिद्ध होगा | 
जो जाग चुका है बह अधिक समय तक सोते हुए का अभिनयः 
नहीं करता रह सकता | हमारी जाग्रत बहिनों में से कुछ ने विद्रोह 
आरम्भ कर दिया है और कुछ उसके लिए सुयोग हू ढ़ रही हैं। जो 
देश के भावी नागरिकों की विधाता हैं, उनकी प्रथम ओर परम गुरु 
हैं, जो जन्म भर अपने ग्रापको मिटा कर, दूसरों को बनाती रहती हैं वे 
केवल तभी तक आदरहीन मातृत्व तथा अधिकार-शूत्य पत्नीत्व स्वीकार 
करती रह सकेगी, जव तक उन्हें अपनी शक्तियों का वोध नहीं होता । 
बोध होने पर वे बन्दिनी बनाने वाली “गंखलाय्रों को स्वयं तोड़ फकंगी । 
परन्तु उस दशा में अशान्ति ओर dat अवश्यम्भावी हे जिसके कारण 
aga समय तक समाज की सुचारु व्यवस्था होना कठिन हो जावेगा । «७ ' 
अतः सामाजिक अधिकारों का फिर से निरीक्षण तथा उनमें से समय के ; da 
प्रतिकूल परिस्थितियों को दूर करने का प्रयास ही भविष्य के लिए yu. 3 
^ स्कर हो सकेगा | समाज अपने आधे उत्तमाङ्ग की अवज्ञा करके कितने T 


dA 


sov. 
Mec ue 


CC-0. Gurukul Kangri Collection Haridwar =: TANN m 


ES NW ub. e s c n M MN, bat, ca ` a g ^ E $ 


| 
| 
1 
| 
D 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६ TSM 
दिन जीवित रह सकेगा, यह कहना वाहुल्य मात्र है। पुरुष तथा स्त्री 
के कार्य-चेत्र एयक एयक परन्तु समान रूप से महत्वपूण हैं । ऐसी दशा 
में यदि महत्वपूर्ण कतव्य का पालन करके भी स्त्री को पुरुष की दासता 
तथा पद-पद पर WIA का कटु अनुभव करना होगा तो उसका 
अपने कार्यक्षेत्र कों तिलाज्ञलि दे देना स्वाभाविक ही है । यदि पुरुष 
धनोपार्जन कर अपने कत्तव्य का पालन करता हुआ समाज तथा देश 
का ग्रावश्यक और उपयोगी AF समभा जाता है, राजनीतिक तथा 
सामाजिक अधिकारों का यथेष्ट उपभोग कर सकता है तो स्त्री णह में 
भविष्य के लिए श्रनिवायं सन्तान का पालन-पोषण कर अपने गुरु 
कतव्य का भार वहन करती हुई इन सव अधिकारों से अपरिचित तथा 
वञ्चित क्‍यों रखी जाती है? संसार के ओर उसके बीच में ऐसी काली 
aaa यवनिका क्‍यों डाल दी जाती है जिसके कारण अपने गह की 
संकुचित सीमा के अ्रतिरिक्त ओर किसी वस्तु से उसका परिचय हो 
सकना असम्भव हे 2 

संसार की प्रगति से ग्रनभिज्ञ, ्रनुभव-शात्य, पिल्लरबद्ध पक्षी के 


समान ग्रधिकार-विहीन, रुग्ण, ग्रज्ञान नारी से फिर शक्ति-सम्पन्न सृष्टि 


की ग्राशा की जाती हे, जो मृगतृष्णा से तृस्ति के प्रयास के समान ही 
निष्फल सिद्ध होगी | 

हमारे समाज में सम्पन्न से श्रमजीवी नारियों तक AIA एकरस 
आर ब्यापक है | 

सम्पन्न महिलाएं अपने ग्रह तथा सन्तान की इतर व्यवस्था के 
लिए अनेक दास-दासियाँ रखकर केवल व्यक्तिगत विनोद और परम्परा- 


- पालन की ओर ही ध्यान देती है | वास्तव में इसी श्रोणी की महि. 


» ' CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Li 


IIIS d 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ २७ 
लाओं में से अनेक को स्त्रियों के स्वत्वो के निरीक्षण करने का अवकाश 
आर उस ज्ञान को सब में फैलाने के साधन सुगमता से मिल सकते थे | 
हमें प्रायः अपने देश की कुछ सम्पन्न तथा जाग्रत महिलाओं की 
क्रियाशीलता के समाचार ज्ञात होते रहते हैं | उनके विदेशों के कोला- 
हलमय जीवन और देश में वैभव से जगमगाती पार्टियों का हमें 
उलाइना नहीं देना हे, परन्तु वास्तव में उनकी जाति तभी अभि- 
नन्दनीय हो सकेगी जब वे भारत की ग्रन्धकार में भटकने वाली 
वाणौहीन ग्रसंख्य नारियों की प्रतिनिधि बन कर जागें और यहाँ की 
सम्भ्रान्त, साधारण तथा श्रमजीवी महिलाओं के अधिकारों, उन्नति के 
साधनों, अवनति के कारणों तथा उनसे सम्बन्ध रखने वाले अन्य 
विषयों से परिचित हो सके | उनके विकास-पथ में तभी उनकी देशवा- 
सिनियों की पलक बिछ सकेगी, जव वे अपने सञ्चित ज्ञान को देश की 
कुटी-कुटी के द्वार पर जाकर प्रत्येक ul को उपहार में देने का निश्चय 
करके बढ़ेंगी | अनेक ने इस दिशा में स्तुत्य प्रयास किया है, इसमें 
ate नहीं, परन्ठु कोटिशः सोती हुई स्त्रियों को जगाने का कार्य दो- 
एक के किये न होगा | उनके लिए eun जागत afeat को अनेक 
सुखों और ऐश्वयों को sea कर अलख जगाना पड़ेगा, परन्तु इस 
प्रयास का परिणाम अमूल्य होगा, यह निश्चित है | हमारी मानसिक 
दासता, मानसिक तन्द्रा के दूर होते ही, न कोई वस्तु हमारे लिए 
अलम्य रहेगी, न कोई अधिकार दुष्प्राप्य; कारण, अपगे स्वत्वो से 
परिचित व्यक्ति को उनसे वञ्चित रख सकना कठिन ही नहीं, 
असम्भव है | j : 
हमें न किसी पर जय चाहिए, न किसी से पराजय; न किसी पर 


Td Gurukul Kangri Collection, Haridwar. E 


| 
| 
i 
| 
I 


Tos oo P oP rs 


5e 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२८ श्रृंखला 
S 


प्रभुता चाहिए, न किसी का प्रभुत्व | केवल अपना वड स्थान, d 
स्वत्व चाहिएँ जिनका पुरुषों के निकट कोई उपयोग नहीं है, परन्तु 
जिनके बिना हम समाज का उपयोगी अंग वन नहीं सकेंगी। हमारी 
जाणत और साधन-सम्पन्न वहिनें इस दिशा में विशेष महत्वपूर्ण काय 
कर सकेगी, इसमें सन्देह नहीं | 

मध्यम श्रेणी की महिलाओं को ग्रह के इतर ओर महत्वपूर्ण दोनों 
प्रकार के कार्यो से इतना अवकाश ही नहीं मिलता कि वे कभी 
अपनी स्थिति पर विचार कर सके | जीवन के आरम्मिक वप्र कुछ 
खेल में, कुछ ग्रहकायों के सीखने में व्यतीत कर जब से वे केवल 
शाब्दिक ्रथवाले अपने ग्रह में चरण रखती हैं तब से उपेक्षा ग्रौर 
अनादर की ATS वर्षा में ठिठुरते हुए मृत्यु के अन्तिम क्षण गिनती 
हैं । स्वत्वद्ीन धनिक महिलाओं को यदि सजे हुए खिलौने का सौभाग्य 
प्राप्त हे तो साधारण श्रोणी की स्त्रियों को क्रीतदासी का दुर्भाग्य । 

यदि पुरुष व्यसनी हे, रोगी हे तो अपने और बालकों के भरण- 

' पोष्रण की समस्या मृत्यु से भीषणतर बनकर उनके सम्मुख उपस्थित 

हो जाती है | यदि भाग्य में वैधव्य लिखा होता हे तो उनके साथ 
भिक्षाटन भी स्वीकार करना पडता है | सारांश यह है कि उन्हें किसी 
दशा में भी स्वावलम्बन दुलभ है | मानसिक सुख के साथ शारीरिक 
दुःख उपेक्षणीय हो सकता है और शारीरिक सुख के साथ मानसिक 
पीडा सहनीय, परन्तु दोनों सुख या दोनों दुःख मनुष्यों को जड बनाये 
विना नहीं रहते | मध्यम ग्रहस्थ की गहिणी को अपनी ग्रनेक इच्छाएँ, 


=~ AMAT कुचल कर जीवित रहना पड़ता है और इसके साथ ही 
` शारीरिक FAN का अन्त न होने से उनका सम्पूण जीवन श्रज्ञान 


# TELA ij CCQ. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


4 


2 T Sm 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
की कड़ियाँ २९ 
'पशु के जीवन की स्मृति दिलाता रहता है | राजनीतिक अधिकारों से 
भी पहले उसे ऐसी सामाजिक ब्यवस्था को आवश्यकता हैं जिससे 
“उसके जीवन में कुछ स्वावलम्बन, कुछ आत्म-विश्वास आ सके | 
उसकी ढुबंलताएँ अनेक हैं और सांसारिक day घोरतर | 

श्रमजीवी श्र णी की स्त्रियों के विषय में तो कुछ विचार करना 
भी मन को खिन्नता से भर देता है | उन्हें TE का कार्य और सन्तान 
-का पालन करके भी वाहर के कामों में पति का हाथ बटाना पड़ता 
है | सबेरे ६ बजे, गोद में छोटे वालक को तथा भोजन के लिए एक 
मोटी काली रोटी लेकर मज्ञरूरी के लिए निकली हुई सत्री जब ७ वजे 
सन्ध्या समय घर लौटती है तो संसार भर का आहत मातृत्व मानों 
उसके शुष्क ओठों में कराइ उठता हे । उसे श्रान्त, शिथिल शरीर 
से फिर घर का आवश्यक कार्य करते ओर उस पर कभी-कभी uu 
पति के निष्ठुर प्रहारों को सहते देख कर करुणा को भी करुणा आये 
बिना नहीं रहती । मिलों, कारखाने आदि में.काम करने वाली स्त्रियों 
की दुर्दशा तो प्रकट ही है । परन्तु हमारे बृहत महिला-सम्मेलन तथा 
बड़े-बड़े सुधार के आयोजन See भूल जाते हैं जिनकी काय-पढुता के 
साथ अज्ञान का विवित्र संगम हो रहा है। कृषक तथा अन्य 
श्रमजीवी स्त्रियों की इतनी अधिक संख्या है कि बिना उनकी जाणति 
के हमारी जाणति ग्रपूण रहेगी और हमारे स्वत्व अथंहीना समके 
जायंगे | उत्तराधिकार मिल जाने पर भी हमारी मज़दूर स्त्रियां 
निर्धन पिता तथा दरिद्र पति से दरिद्रता के अतिरिक्त और क्या पा 
सकेगी ! 


CC-0. Gurukul Kangri Collection’: Haridwar” 


इनके लिए तो ज्ञान के धन की ही विशेष आवश्यकता है जिससे. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३० श्रृंखला 
वे कारख़ानों में, मिलो में शारीरिक श्रम करती हुई भी अपने स्वत्वों 


की हत्या न होने दें वरनू प्रत्येक अन्याय का विरोध करने को उद्यत 


~ Sv a A 


रहें | वे जीविकोपार्जन में श्रसमर्थ होने के कारण विवाह नहीं करतीं 
प्रत्युत्‌ एक संगी की आवश्यकता का अनुभव करके ही स्वयं गहिणी 
का उत्तरदायित्व स्वीकृत कर लेती E] यदि उन्हें अपने uni का 
वास्तविक ज्ञान हो तो उनको अनेक दुर्दशाओं का पुरुषों द्वारा अन्त 
होते देर न लगे | इमकी पारिवारिक स्थिति धनिक और साधारण 
श्रोणी की स्त्रियों से भिन्न हे । कारण, न वे अपने ग्रह का श्रलङ्कार 
मात्र समझी जाती हैं न ऐसी वस्तु जिनके टूट जाने से ग्रहस्थ का 
कुछ वनता विगड़ता ही नहीं ! वे पुरुष के जीविक्रोपाजन में सहयोग 
देती हैं, अपनी जीविका के लिए उसका मुख नहीं देखतीं, फलतः वे 
अपेक्षाकृत स्वावलम्बिनी हैं | इन सब में जाग्रति उत्पन्न करने, उन्हें 
अभाव का अनुभव कराने का भार विदुष्रियों पर हे ओर बहुत समय 
तक रहेगा | 

शिक्षा, चिकित्सा आदि विभागों में काय करने वाली जागत महिं- 
लाग्रों ने अपना एक भिन्न समाज वना डाला है जिसने उन्हें गरहणियों 
के प्रति SAMA और ग्रहणियों को उनके प्रति संदिग्ध कर दिया 
है | न वे अपनी निर्दिष्ट asta सीमा से बाहर पेर रखना चाहती हैं 
न किसी को अपने निकट आने की आज्ञा ही देती हैं | उनके विचार 
में हिणी के जिस उत्तरदायित्व या पराबलम्वन से qui जीबन को 
उन्होंने छोड़ दिया है उसे स्वीकार करनेवाली स्त्रियां अनादर तथा 
उपेक्षा के ही योग्य हैं और एक प्रकार से उनकी यह धारणा अनेक 
अनर्थों के लिए उत्तरदायिनी उराई जा सकती हे । इतनी शिक्षा“ 


2 :CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E 


FS 0 0 0———— D its 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ ३१ 
इतनी बुद्धि, इतने साधन, इतना अवकाश Ble स्वावलम्बन पाकर 
भी यदि वे अन्य वहिनों की प्रतिनिधि न वन सकीं, यदि वे उनके 
त्यागमय जीवन को ग्रवज्ञा से देखती रहीं तो सारा समाज का अनिष्ट 
होने की सम्भावना सत्य किये विना न रहेंगी | उनके asthe समाज में 
प्रवेश न पा सकने के कारण अन्य स्त्रियां उनके गुरु उत्तरदायित्व से 


EN 


ग्रनभिज्ञ रहकर केवल उनके वाह्य शान्तिपूणे जीवन से ईर्ष्या कर 
अपने जोवन को FTE वना डालती हैं | 

जिन बिढुषी महिलाओं ने घर और वाहर दोनों प्रकार के उत्तर- 
दायित्व को अपनाया उनका जीवन भी प्रायः समाज का आदश नहीं 
बन पाया | 

उन्होंने अपनी ्रसमर्थता के कारण नवीन स्वतन्त्र जीवन नहीं 
स्वीकार किया है, वरन्‌ देश के असंख्य बालक-बालिकाओं की ज्ञान- 
दात्री माता बनने की योग्यता के कारण, यह उन्हीं के जीवन से 
प्रमाणित होना आवश्यक है। आपत्ति के समय जब युवक पति w3n- 
परिणीता पत्नी को या पिता असहाय सन्तान को छोड़कर युद्ध में प्राण 
देने चल पड़ता है तब क्या कोई उसे कतब्यपराड्मुख कहकर उसकी . 
अवज्ञा कर सकता है ! आज स्त्रियों की विपन्नावस्था से आहत गोरव 
लेकर कुछ सुयोग्य विदुषियां यदि अपनी जाति की अवनति के कारण 
Esa और उन्हें दूर करने में अपना जीवन लगा देने के लिए निकल 
पड़े! तो क्या कोई उन पर हँसने का साहस कर सकेगा ! नहीं ! 
परन्तु इस श्रद्धा को पाने के लिए उन्हें अपने प्रत्येक काय को त्याग 
की, परार्थ की तुला पर तोलना पड़ेगा, आत्म-सुखोपभोग-द्वारा उसकी 
4 गुरुता न जांची जा सकेगी | 


^ eee Gurukul Kangri Collection, Haridwar ce r 


| m 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२ श्रृंखला 


नारी में परिस्थितियों के अनुसार अपने वाह्य जीवन को ढाल 
लेने की जितनी सहज प्रवृत्ति है, अपने स्वाभावगत गुण न छोड़ने की 
ग्रास्तरिक प्रेरणा उससे कम नहीं--इसी से भारतीय नारी भारतीय 
पुरुष से अधिक सतकता के सोथ अपनी विशेषताओं की रक्षा कर 
सकी है, पुरुष के समान अपनी व्यथा भूलने के लिए वह कादम्विनी 
नहीं मांगती, उल्लास के स्पन्दन के लिए लालसा का ताण्डव नहीं 
चाहती क्योंकि दुःख को वह जीवन की शक्ति-परीक्षा के रूप में ग्रहण 
कर सकती है और सुख को कतंब्य में प्राप्त कर लेने की क्षमता 
रखती है । कोई ऐसा त्याग, कोई ऐसा वलिदान और कोई ऐसी 
साधना नहीं जिसे बह अपने साध्य तक पहुँचने के लिए. सहज भाव से 
नहीं स्वीकार करती रही । हमारी राष्ट्रीय जागति इसे प्रमाणित कर 
चुकी है कि अवसर मिलने पर ग्रह के कोने की दुबल बन्दिनी 
स्वच्छुन्द वातावरण में वलप्रात्त पुरुष से शक्ति में कम नहीं | 
अपने FAA की गुरुता भली भांति हृदयङ्गम कर यदि हम अपना 
लक्ष्य स्थिर कर सके तो हमारी लौह-श्ंखलाएँ हमारी गरिमा से 
ग्रलकर मोम बन सकती हैं, इसमें सन्देह नहीं | 


uis ELS j CG-0!-Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
Ev UN CN to ian = : 
PA ^t b ४४५ 


i 


काकाला. ल्ला ब. US के... . E: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ga और नारी 


| 


| 
| | 


| REE UMS ISIS SIS Sr ND 220200>0 P lit 


(XU 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 2 $ P AR 
caste fl QX 0B: Ua 4 3 o 
ME DES. 08 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्वंखला 


बबरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अन्तिम सीढ़ी तक युद्ध 
मलुष्य-जातिं का साथ देता आया है | मनुष्य ने अपनी सङ्कीण व्यक्ति- 
गत स्वार्थ-भावना का पहला ग्रभिनन्दन भी इसी से किया ओर लोकगत 
पराथ-सावना की अन्तिम आराधना भी इसी से करने जा रहा हे | समव 
के आगे बढ़ने के साथ ही उसकी पत्थर की भारी तलवार, लकड़ी, 
लोहे ओर इस्पात की वनते-वनते अ्रव पहले से सहरूगुण अधिक 
भयानक भ्रत्न में परिणत हो गई; दूर के शत्रु को बेधनेवाले कम तीक्ष्ण 
बाण सशीनगन के पूवज बन बैठे | इतने युगों में मानवजाति ने केवल 
अनेक प्रकार के वस्नामूषणों से श्रपने को सजाना, ऊँची-ऊँची गगन- 
चुम्बी श्रद्यालिकाश्रों में बसना, अनेक प्रकार के त्रप्राकृतिक सुस्वादु 
व्यज्ञनों से शरीर को पालना, जाति, वर्ण, देश, राष्ट्र आदि दीवारें 
खड़ी करके रहना, aie नियम-उपनियमों से शासित होना और 
शासन करना ही नहीं सीख लिया, वरन्‌ उसने अपने मार्ग में बाधा 
पहुँचाने वाले व्यक्ति की प्रत्येक साँस को विषाक्त कर देनेवाले अनेक 


` उपायः भी खोज निकाले हैं| आज के विज्ञान ने उसकी प्रत्येक संहारक 


E 'CG:0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


o — 


DRE >.ब 


RI CI 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ ३५ 
कल्पना को पार्थिव रूप दे दिया, प्रत्येक उठनेवाली इच्छा को धरती 
से बाँध दिया ओर प्रत्येक निष्ठुर प्रयत्न को साकार सिद्धि में परिव- 
Ra कर दिया | परिणाम वही हुआ, जो होना था | 

आज प्रत्येक राष्ट्र हिंसक जन्तु की तरह अपनी सद्यःजात पहली 
इच्छा की पूत्ति के लिए दूसरे राष्ट्र की जीवन भर की सञ्चित संस्कृति 
को निगल लेने को ठुला बैठा है। जब हम स्वार्थ के उस हुङ्कार को 
संसार के एक छोर से दूसरे छोर तक प्रतिध्वनित होते सुनते हैं, तव 
मन में यह प्रश्न उठे बिना नहीं रहता कि इन भिन्न देश और 
जातियों की, gal बालकों को अश्जल की छाया में छिपाये ate 
बड़ों को वात्सल्य से ग्राद्र करती हुई माताएँ, तथा श्रानेवाली आपत्ति 
की आहट सुनकर FORE हुई स्नेहमयी पत्नियाँ कया सोच रही हैं | 

युद्ध fel की मनोद्वत्ति के श्रनुकूल है या नहीं और यदि नहीं है 
तो पुरुषों ने उससे सहयोग पाने के लिए क्या-क्या प्रयत्न किये, ये 
प्रश्‍न सामयिक लगने पर भी जीवन के समान ही पुराने हैं । 

पुरुष का जीबन संघष से ग्रारम्भ होता है ओर स्री का आत्म- 
समपण से | जीवन के कठोर संघषे में जो पुरुष विजयी प्रमाणित 
हुआ उसे स्त्री ने कोमल हाथों से जयमाल देकर, स्निग्ध चितवन से 
अभिनन्दित करके ओर स्नेह-प्रवण आत्म-निवेदन से अपने निकट 
पराजित बना डाला | 

पुरुष की शक्ति और ठुबलता उस आदिम नारी से नहीं छिपी रही 
होगी जिसने पुरुष की बर्बरता को पराभूत कर उसकी सुप्त भावना को 
जगाया | इन पवित्र wat की नींव स्त्री की बुद्धि पर रखी गयी हे, पुरुष 
की शक्ति पर नहीं | अपनी सहज बुद्धि के कारण ही स्त्रीने पुरुष के 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar c 


MNS, 


| 
| 


eens Sd —À ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३६ श्रृंखला 
साथ अपना संघर्ण नहीं होने दिया । यदि होने दिया होता तो आज 
मानव-जाति की दूसरी ही कहानी होती | शारीरिक वल के अतिरिक्त 
उन दोनों के स्वभाव में भी भिन्नता थी | पुरुप की यदि ऐसे vq की 
उपमा दी जाय, जो श्रपने चारों ओर के छोटे-छोटे पौधों का जीवन- 
रस चूस-चूस कर आकाश की ओर बढ़ता जाता है तो त्री को ऐसी 
लता कहना होगा, जो एथ्बी से बहुत थोड़ा-सा स्थान लेकर, अपनी 
सघनता में बहुत से अंकुरों की पनपाती हुई उस se की विशालता को 
चारो ओर से ढक लेती है। वृक्ष की शाखा-प्रशाखाओं को काट कर 


at हम उसे एकाकी जीवित रख सकते हैं, परन्तु लता की, असंख्य 


उलभी-उलभी उपशाखाएं नष्ट हो जाना ही उसकी मृत्यु है | 

स्री ओर पुरुष के इसी स्वभाव-जनित भेद ने उन्हें एक दूसरे के 
निकट परिचय प्राप्त करने ग्रोग्य बना दिया | ख्री का जो आत्म-निवेदन 
पुरुष को पराभूत करने के लिए हुआ था, Te सन्तान के आगमन से 
और भी दृढ़ होगया | उसने देखा कि उसे एक सबल पुरुष पर शासन 
ही नहीं करना है, वरन्‌ ग्रनेक निबलों को भी उसके समान सबल 
बनाना है | उसके इस कतंव्य-बोध के साथ ही ve की नींव पड़ी | जब 
उसने अपने शिशु को सामने रख कर कहा कि इसे तुम्हारे समान 
बनाने के लिए मुझे निरन्तर धूप-शीत से बचाने वाली छाया, नियमित 
रूप से मिलने वाला भोजन और नियत रूप से शत्रु आदि से रक्षा 
करने वाले प्रहरी के रूप में तुम्हारी आवश्यकता E, तब पुरुष पत्तों 
की कुटी बनाकर, ग्राखेट-द्वारा भोजन का प्रबन्ध करके अपनी सारी 


, शक्ति से उस नये संसार की रक्षा करने में प्रदत्त हुआ । पहले जिन 
Nit से वह निर्भीकतापूबक उल पड़ता था अव उनके सहयोग की 


VASOS CC-0. Gürükul Kangri CoHection, Haridwar 


D 


RR eS a T; 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ ३७ 
आवश्यकता का अनुभव करने लगा | संघष में जो सवल व्यक्ति अपनी 
र्षा कर सकता था, वही WI सुकुमार सङ्भिमी ग्रोर कोमल शिशु को 
लेकर दुर्बल हो उठा, क्‍योंकि उसके प्रतिद्वन्द्वी उसे हानि पहुँचाने में 
असफल होकर उसके णइ-सौन्दर्थ को नष्ट कर सकते थे। सबल ने 
अपने we की रक्षा ओर रक्षितों के सुख के लिए निबलों का सहयोग 
स्वीकार किया ओर निबलों ने अपने ओर अपने गह दोनों के लिए | 
इस प्रकार हिंसक पशु के समान युद्धपरायण मानव-जाति अपने सुख 
की परिधि को धीरे-धीरे वढ़ाने लगी | युद्धों का सवथा अन्त तो नहीं 
हुआ, परन्तु अब व्यक्ति अपने णह की रक्षा के लिए तत्पर हुआ AK 
जाति एक विशेष णह-समूह की car के लिए मरने-मारने लगी | फिर 
भी at में कभी वह रक्तलोलुपता नहीं देखी गई, जिसके कारण युद्ध 
केवल. युद्ध के लिए भी होते रहे । 

वास्तव में वह पुरुष के दृष्टिकोण से युद्ध को देख ही नहीं सकती | 
.. कुछ स्वभाव के कारण और कुछ बाहर के TET में रहने के कारण 
| पुरुष ग्रह में उतना अनुरक्त नहीं हो सका जितनी स्त्री हो गई at | 
| उसके लिए TE का SAS जाना एक सुख के साधन का विगड़ जाना 
हो सकता है, परन्तु स्री के लिए बड़ी जीवन का उजड़ जाना है | 
उसने अपने आप को उससे इतना तन्मय कर दिया था कि उसका घर 
उसके लिए जीवन से किसी प्रकार भी भिन्न नहीं रह गया | युद्ध णह 
के लिए प्रलय है; इसी से सम्भवतः वह उससे विमुख रही है । युद्ध के 
लिए वीरों को जाता देखकर पुरुष सोचेगा, देश का कितना गुरु महत्व 
इनके सम्मुख है ओर oft सोचेगी, कितने ग्रातनाद से पूण घर इनके pr 
पीछे हैं "एक कहेगा“-यह जा रहे हैं, क्योंकि इनका देश है; ae A 


CC-0. Gurukul Kangri Collection; ‘Haridwar à. 
Av 


Bee * ५६ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३८ IAAT 
कहेगा--यह जा रहे हैं, पर इनके EAA पत्नी ओर बालक हैं। 
सत्री केवल शारीरिक ओर मानसिक दृष्टि से ही युद्ध के अनुपयुक्त 
नहीं रही, वरन्‌ युद्ध उसके विकास में भी बाधक रहा हे । जिसे कल 
की आशानहीं, जिसके नेत्रों में मृत्यु की छाया नाच रही है, उस 
सैनिक के निकट स्त्री केवल स्त्री है | उसके त्याग, तपस्या, साधना, प्रेम 
आदि गुणों का वह क्‍या करेगा ! इन गुणों का विकास तो साहचर्य 
में ही सम्भव है | सवेरे तलवार के घाट उतरने ओर उतारने वाला, 
वीर, स्री की START का केल एक WI चाह सकता है। वह उसके 
दिव्य गुणों" का मूल्य श्राँकने का समय कहाँ पावे ओर यदि पा भी 
सके तो उन्हें कितने क्षण पास रख सकेगा ! इसी से प्रायः युद्धकाल 
में त्री सम्पूणं स्री कभी नहीं वन सकी । कुरुक्षेत्र की रुधिर-स्नाता 
द्रौपदी न महिमामयी जननी के रूप में हमारे सम्मुल आई और न 
गौरवान्वित पत्नी के रूप में प्रकट हुई | वैभव की अन्य सामग्रियों के 
समान वह शत्रु-भय से भागते फिरने वाले पाएडब भाइयों में वाँटी गई 
और युद्ध का निमित्त मात्र वनफर जीवित रहने के लिए बाध्य की गई | 
वास्तव में स्री के गुणों का चरम विक्रा समाज के शान्तिमय वाता- 
बरण में ही है, चादे समत्र के AIAN हम इसे न मानने पर बाध्य हॉ । 
खो के स्वभाव श्रौर णह के ped ने पुरुष को युद्ध से कुड 
विरत अवश्य करिया, परन्तु za safe को पू एः &IT देना सम्भव 
नहीं था | बाहर का संघं भी समाप्त नहीं हो सकता था | समय ने 
केबल स्वाथ को विस्तृत कर दिया, फलतः व्यक्ति, जाति, देश या 
राष्ट्र-विशेत्र के स्वार्थ से अपने स्वार्थ को सम्बद्ध कर परार्थ-सिद्धि का 
दाट याद लगा | सुख के साधों के साथ पिपाता भी बढ़ी, 


.' CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ RE 


स्वत्व की भावना के साथ अपने अधिकार को विस्तृत करने की 
कामना भी विस्तार पाने लगी |! आज इस भौतिकवाद के वातावरण 
सें मनुष्य वबेर-युग के क्रूर पुरुष से अधिक भयानक हो उठा है। 
बाहर dud है, कर्मक्षेत्र इतना रुछ है कि पुरुष oft ओर एह को जीवन 
की आवश्यकताओं में एक समझता है, परन्तु उसे यह सह्य नहीं कि 
at उसकी अधिकार-लिप्सा में बाधक वने | उसकी इच्छा की सीमा 
नहीं, इंसी से युद्ध-संख्या की भी सीमा नहीं तथा अन्याय ओर अत्या- 
चार की भी सीमा नहीं। यदि et पग-पग पर अपने आँसुओं से 
उसका नाग गीला करती चले, तो यह पुरुष के साहस का उपहास 
होगा, यदि वह पल-पल में उसे कर्तव्य-अकतव्य सुझाया करे तो यह 
उसकी बुद्धि को चुनौती होगी, और यदि वह उसका साहचय छोड़ दे 
तो यह उसके जीवन की रुक्षता के लिए दुवह होगा | ' 
अन्त में पुरुष ने इस बाधा को दूर करने के लिए जो सहज उपाय 
हूँ ढ़ निकाला, उसने सभी दुश्चिन्ताओं से उसे मुक्त कर दिया । उसने 
एक नये आविष्कार के समान स्त्री के सम्मुख यह तक रखा कि तुम्हारी 
युद्ध-बिमुखता के मूल में दुर्बलता है | ठममें शक्ति नहीं, इसीसे यह 
कोरी भावुकता प्रश्रय पाती है । तुम्हारा आत्म-निवेदन तुम्हारी ही 
रद्षणीयता प्रकट करता है, अतः यह लज्जा का कारण है, गव का नहीं। 
अपने स्वभाव की यह नवीन व्याख्या सुनकर मानो नारी ने अपने 
आपको एक नये दर्पण में देखा, जिसने उसे कुत्सित श्रौर दुबल प्रमा- 
णित कर दिया | उसका रोम-रोम विधाता से प्रतिशोध लेने के लिए 
जल उठा | उसने पुरुष के निकट पुरुष का ही दूसरा रूप बन जाने 
की प्रतिज्ञा की वे are, जो निष्ठुर संहार के कारण उसे त्याज्य SH 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar á 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Qo 
पड़ते थे, उसके आमूषण हो गये | युगों से मानवता की पाठशाला में 
सीखा हुआ पाठ वह क्षण में भूल गई और पुरुष ने अपने मार्ग को 
प्रशस्त पाया । आज के पुरुष ने स्री पर जो विजय पाई है, बह मानव- 
जाति के लिए चाहे उपयोगी न हो, परन्तु उसके संकीणा स्वार्थ के 

लिए आवश्यक है | 

पुरुष त्तियों की ऐसी सेना बना रहा है, जो समय पर उसके शिथिल 
हाथ से We लेकर रक्तपात न बन्द होने देगी, सहानुभूति को गव के 
भारी पत्थर से दबाकर मनुष्यता का चीत्कार सुनेगी और स्नेह को वैभव 
का बन्दी बनाकर अपने आपको कृतकाय सम फैगी। सुदूर भविष्य के गर्भ 
में क्या है, यह तो अभी कह सकना सम्भव नहीं, परन्तु आज की 
निस्तब्धता में किसी आंधी की ही सूचना छिपी हो तो आश्चय नहीं | 
इसी युग में नारी ने ऐसा वेश बनाया है, यह कहना इतिहास की 
SART करना होगा | अनेक बार उसने आपत्तिकाल में sper धारण 
केर खूश का पद छोड़कर संहारक का काय किया है, परन्तु भेद इतना 
ही है कि प्रायः वह चिक आवेश बुद्धिजन्य न होकर ञ्राशंकाजन्य 
iu उसमें और इसमें उतना ही ग्रन्तर है जितना प्रयत्न रौर सिद्धि 
| पहले का भाब pus नहीं बन सका था, केवल एक अधिक 
sa i z Ee id pue a बा रदार स्वीकार किया' 
यों में यह संस्कार जन्म पा 
रहा है कि करुणा, दया, स्नेह आदि स्वभाव-जात गुणों के संहार के 


यदि A 
- लिए यदि पुरुष-जैसा पाशविक वल उनमें न ग्रा सके तो उनकी जाति 
| biu ag नहीं । इसीसे वह मातृ-जाति अन्य सन्तानों का गलाः 

M के लिए अपनी तलवार में धार देने बैठी &I 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Jd by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नारीत्व का अभिशाप 


oe 


ee 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


B 


| 
Hi 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रृंखला 


वादे हिन्दू नारी की गौरव-गाथा से आकाश गूंज रहा हो, चाहे 
उसके पतन से पाताल काँप उठा हो परन्तु उसके लिएः 'न सावन, सूखे 
न भादों हरे? की कहावत ही चरिताथ होती रही है | उसे अपने हिमा- 
लय को लजा देनेवाले उत्कर्ष तथा समुद्रतल की गहराई से स्पर्धा करने 
वाले श्रपक्षं दोनों का इतिहास aiga से लिखना पड़ा है और 
सम्भव है भविष्य में भी लिखना पड़े । प्राचीन से प्राचीनतम काल में 
जब उसने त्याग, संयम तथा आत्मदान की आग में अपना सारा 


व्यक्तित्व, सारी सजीवता और मनुष्य-स्वभावोचित इच्छाए तिल-तिल 


'गलाकर उन्हें कठोर आदश के साँचे में डालकर एक देवता की मूर्ति 
"IS डाली तब भी क्या संसार विस्मित हुआ या मधुष्यता कातर gi! 
जया नारी के बड़े से बढ़े त्याग को, आत्म-निवेदन को, संसार ने 
अपना AAEN नहीं किन्तु उसका अद्भुत दान समभकर नम्रता से 
स्वीकार किया हे? कम से कम इतिहास तो नहीं बताता कि उसके 
किसी बलिदान को पुरुष ने उसकी दुर्बलता के अतिरिक्त कुछ और 


. सनभने का प्रयत्न किया | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— EE 
| 


E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ 9३ 

अग्नि में बैठकर अपने आपको पतिप्राणा प्रमाणित करनेवाली 
स्फटिक सी स्वच्छ सीता में नारी की ग्रनन्त झुगों की वेदना साकार 
हो गई हे॥ कौन कह सकता है, उस भागते हुए युग ने अपनी उस 
अलौकिक कृति, अपने मनुष्यत्व की ge सीमा में बचे विशाल देवत्व 
की ओर एक वार मुड़कर देखने का भी कष्ट सहा ! मनुष्य की साघा- 
रण दुर्बलता से युक्त दीन माता का वध करते हुए न पराक्रमी परशु- 
राम का हृदय पिघला, न मनुष्यता की असाधारण गरिमा से गुरु 
सीता को एथ्वी में समादिंत करते हुए राम का हदय बिदीण हुआ | 
मानो पुरुष-समाज के निकट दोनों जीवनां का एक हो मूल्य या | एक 
जीवित व्यक्ति का इतना कठोर त्याग, इतना निमेम बलिदान दूसरा 
हृदयवान व्यक्ति इतने अकातर भाव से स्वीकार कर सकता है, यह 
कल्पना में भी क्रश देता है, वास्तविकता का तो कहना ही क्या ! 

इस विप्रमता का युगान्तरदीध कारण केबल एक ही कहा WT 
सकता है--ढुबंलता, जिसका प्रायः कोमलता के नाम से नामकरण 
किया जाता है । नारी के स्वभाव में कोमलता के आवरण में जो ga- 
लता छिंप गई हे वदी उसके शरीर में सुकुमारता बन गई | यह सत्य 
नहीं हे कि वह इस दुर्बलता पर विजय नहीं पा सकती, पर यह निर्वि- 
वाद सिद्ध हे कि वह अनादि काल से उसे अपना अलकार umet 
रहने के कारण त्यागने पर उद्यत ही नहीं होती | उसके बिचार में 
इसके विना नारीत्व अधूरा है | दुबलता मनुष्य-जीवन का अभिशाप 
रही है और रहेगी | परन्तु शरीर ओर मन दोनों से सम्बन्ध रखने- 
बाली दुबंलताओं में कौन घोरतर अभिशाप है, यह कहना कठिन है | 
समयविशेष तथा अवस्थाविशेष के अनुसार हम पशुबल तथा मानसिक 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ce ES SS m Dt 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
99 : AGT 


वल का प्रयोग करने पर विवश होते हैं और समय तथा अवस्था के 
अनुसार ही हमारे लिए मानसिक और शारीरिक दुबलताएँ अभिशापः 
सिद्ध होती रही हैं | जीवन में इन दोनों शक्तियों का समन्वय ही 
सफलता का विधायक रहा है अवश्य, परन्तु यह कहना असत्य भी न 
होगा कि प्रायः एक शक्ति की न्यूनता दूसरी की अधिकता से भर 
जाती है | विशेषकर नारी के लिए पशुबल की न्यूनता को आत्मवल 
से पूणं कर लेना स्वभावसिद्ध है । वह यदि सम्मुख युद्ध में aa- 
सञ्चालन-द्वारा प्रतिदृन्द्रियों को विस्मित कर सकी है तो बिना aver के 
या बलदर्शन के असंख्य विपक्षियों से घिरी रहकर भी अपने सम्मान 
की रक्षा कर चुकी है | 

नारी ने अपनी शक्ति को कभी जाना और कभी नहीं जाना। 
वर्तमान युग तो उसके न जानने की ही करुण कहानी है | anda 
की कोमलता नाम से पुकारी जानेवाली दुबलता के साथ सदा से बॅधी 
हुई वेदना और तज्जनित आपत्ति प्रत्येक युग तथा प्रत्येक परिस्थिति 
में नवीन रूप में आती रही है, परन्तु उसकी वर्तमान दशा करुणतमः 
हे | dd आज के और अतीत के बलिदानों में उतना ही अन्तर है 
जितना स्वेच्छा से स्वीकृत नारीत्व की गरिमा से गौरववती के जोहर- 
अरत और वलात्‌ लाठियों से घेर घार कर बलिपशु के समान झोंकी 
w गली नारी के afaa में | आज की मातृशक्ति की वेदना- 
भार से जजर परन्तु अपने कष्ट का कारण या निराकरण के साधनों 


Ill on " 
. L8 “कदम AANA मूक पशु के करुण नेत्रों से बहती हुई spp धारा 


FUN Raps rec स्व suet Scop 


: के कारण ae} जानती ate न अपने AIA कष्ट के प्रतिकार की 


iA C0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


की कड़ियाँ Qu 
भावना से परिचित है | जिन कष्टों से उसके जीवन का एक बार भी 
संस्पर्श हो जाता है उन्हें वह अपने कतेव्य की परिधि में रख लेती है! 
कष्ट सहते सहते उसमें EU की तीव्रता कें अनुभव करने की चेतना 
भी नहीं रही, उसकी उपयुक्तता श्रनुपयुक्तता पर विचार करना तो 
दर की वात है। हमारे समाज ने उसे पाषाणप्रतिमा के समान 
सर्वदा एकरूप, एकरस, जीवित मनुष्य कें स्पन्दन, कम्पन att 
विकार से रहित दोकर जीने की ग्राज्ञा दी हैं, अतः gat से 
इसी प्रकार जीवित रहने का प्रयास करते करते यदि वह निर्जीव 
सी हो उठी तो आश्रय ही क्या है! हम जब बहुत समय तक अपने 


> 


A 
a 


१4 


सी ag से उसकी ` शक्ति से अधिक काय लेते रहते हें तो वह 
शिथिल और संज्ञाहीन-सा हुए बिना नहीं रहता | नारी जाति भी 
समाज को अपनी शक्ति से अधिक देकर अपनी सहन-शक्ति से अधिक 
त्याग स्वीकार करके संज्ञाहीन-सी हो गई हे, नहीं तो क्या बलिष्ठ से 
बलिष्ठ व्यक्ति को दहला देने वाली, कठोर से कठोर व्यक्ति को रुला 
देने वाली यन्त्रणाए वह इतने मूक भाव से सहती रह सकती ! 

हेन्द नारी का, घर और समाज इन्हीं दो से विशेष सम्पक रहता 
है । परन्तु इन दोनों ही स्थानों में उसकी स्थिति कितनी करुण है 
इसके विचारमात्र से ही किसी भी सहृदय का हृदय कांपे बिना नहीँ 
रहता | अपने Agag में उसे वैसा ही स्थान मिलता है जैसा किसी 
दूकान में उस वस्तु को प्राप्त होता है जिसके रखने और बेचने su 


ees tse Ne are 


ही में दूकानदार को हानि की सम्भावना रहती, है | जिस घर में उसके 


wee 


जीवन को ढलकर वनना पड़ता है उसके चरित्र को एक विशेष रूप- 
रेखा धारण करनी पड़ती है, जिस पर वह अपने शैशव का सारा, 


Pa 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 3 : : ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

9६ श्रृंखला 
स्नेह ढुलकाकर भी तूत नहीं होती उसी घर में वह भिल्लुक के ahh 
रिक्त ओर कुछु नहीं है । दुःख के समय अपने आहत हृदय और 
शिथिल शरीर को लेकर वह उसमें विश्राम नहीं पाती, भूल के समय 
वह अपना लज्जित मुख उसके स्नेहाञ्चल में नहीं छिपा सकती और 
आपत्ति के समय एक सुट्टी अन्न की भी उस घर से आशा नहीं रख 
सकती | ऐसी ही हे उसकी वह अभागी जन्मभूमि, जो जीवित रहने 
के अतिरिक्त ओर कोई अधिकार नहीं देती ! पतिणह, जहां इस 
उपेक्षित प्राणी को जीवन का शेष भाग व्यतीत करना पड़ता है 
अधिकार में उससे कुछ अधिक परन्तु सहानुभूति में उससे बहुत कर्म 
है इसमें सन्देह नहीं | यहां उसकी स्थिति पल भर भी आशंका से 
रहित नहीं | यदि वह विद्वान पति की इच्छानुकूल विदुषी नहीं है तो 
उसका स्थान दूसरी को दिया जा सकता है, यदि वह सौन्दर्योपासक 
पति की कल्पना के अनुरूप श्रप्ससी नहों है तो उसे अपना स्थान रिक्त 
कर देने का आदेश दिया जा सकता है, यदि वह पति-कामना का 


> सन्तान 5? > 
| विचार करके सन्तान या पुत्रों की सेना नहीं दे सकती, यदि वह रुग्ण 


है या दोषों का नितान्त अभाव होने पर भी पति की ग्रप्रसन्नता की 
दोषी है तो भी उसे उस घर में दासत्व स्वीकार करना पड़ेगा | 

P इस विषय में उसके Gap का उत्तर देने को ग्रहस्वामी बाध्य 
Tel, समाज वाध्य नहीं और धर्म भी वाध्य नहीं | यदि स्त्री ऐसे घर 
a ऐसी अस्थायी स्थिति को, सन्तोषनक न समझे तो SW इन सबके 
निकट दोषी दोना पड़ेगा | उसे अपने विषय में कुछ US त 
का अधिकार नहीं, क्यॉकि उसका जीवन वृद्ध रोगबश जड़ घनद्दीना? 


| TE धेता का वोझ हलका करने में समर्थ हो गया उसी को 


. CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

की कड़ियाँ 9७ 
जन्म-जन्मान्तर के लिए. निवेदित हो गया । चाहे वह स्वणपिज्ञर की 
बन्दिनी हो चाहें लौहपिज्ञर की, परन्तु बन्दिनी तो वह है ही और 
ऐसी कि जिसके निकट स्वतन्त्रता का विचार तक पाप कहा जायगा | 
‘al न स्वातन्त्र्यम्‌ ग्रहति? शास्त्र ने कहा है न ! जिसके चरणों में 
उसका जीवन निवेदित है यदि वह उसे सन्दूक में वन्द वालक की 
गुड़िया के समान संसार की दृष्टि से, सूर्य की धूप ओर पवन के स्पशं 
से बचाकर रखना चाहना है तो भी इस सब कार्य के लिए उसे साधु- 
वाद्‌ ही देना उचित समभेंगे | उनके विचार में नारी मानवी नहीं, 
देवी है और देवताओं को मनुष्य के लिए आवश्यक सुविधाओं का 
करना ही कया है ! नारी के देवत्व की कैसी विडम्वना है ! 

यदि दुर्भाग्य से at के मस्तक का सिन्दूर धुलगया तब तो उसके 
लिए संसार ही नष्ट हो गया। यह ऐसा अपराध हे जिसके कारण 
उसे मृत्यु-दरड से भी भीषणतर दणड भोगते हुए तिल-तिल घुल कर 
जीवन के शेष, युग बन जानेवाले षण व्यतीत करने होते हैं। ऐसी 
परिस्थिति में यदि दीघकाल तक गुडिया बनी रहनेवाली स्त्री मातृत्व 
के उत्तरदायित्व से युक्त होती है तो उसे अपने अभिशापमय जीवन 
के साथ अनेक gage वालकों को लेकर ऐसे श्रन्धकार में साग 
seat पड़ता है जिसमें प्रत्येक यात्री दूसरे को भ्रान्ति में डाल देना 
quu ही नहीं समझता | यदि वह ग्रयोध बालिका € तो भी समाज 
ओर परिवार, सनातन नियम के पालन में अपने आपको राजा 
हरिश्चन्द्र से अधिक दढप्रतिज्ञ प्रमाणित करने में पीछे न रहेंगे । जिन 
मानवीय दुर्बलताओं को वे स्वयं अविरत संयम ओर अठूट साधना से 
भी जीवन के अ्रन्तिम qur तक न जीत सकेंगे उन्हीं दुबलताओं को, - 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar x 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
2€ श्रृंखला 
किसी भूली हुई अस्पष्ट सुधिद्वारा जात लेने का आदेश वे उन 
बोध वालिकाश्रों को दे डालेंगे जा जीवन से अपरिचित ह | उनक 
आज्ञा है, उनके शास्त्रों की आज्ञा है zi कदाचित्‌ उनके निर्मम 
ईश्वर की भी आज्ञा है कि वे जीवन की प्रथम अगड़ाई को अन्तिम 
प्राणायाम में परिवर्तित कर दें, आशा की पहल सुनहली किरण क 
विषाद के निविड़ अन्धकार में समाहित कर दें और सुख के मधुर 
पलक को आंसुओं में बद्दा डालें । इस विराग की साधना के लिए 
उन्हें अनन्त प्रलोभनों से भरे हुए, वैभव से सजे हुए और बधिकों से 
पूर्ण स्थान के अतिरिक्त कोई एकांत स्थान भी मिल नहीं पाता | 
इतने. प्रकार के शारीरिक ओर मानसिक wel को देकर भी स्री 
के दुर्भाग्य को सन्तोप्र नहीं हुआ, इसका प्रमाण आज की नारी- 
अपहरण की समस्या हे | नारी-जीवन की उस करुण कहानी का 
इससे घोरतर उपसंहार और हो भीं क्या सकता था ! जिस रूप से 
जिन साधनों के द्वारा इस लोमदृषक काय का सम्पादन हो रहा हैं ड 
सुनकर निर्जीव भी जाग जाते परन्तु हमारी frat तो owe की 
महानिद्रा को भी लजा देनेवाली हो गई है, बिना सवनाश के 
उसका टूटना सम्भब नहीं | अपहत हिन्दू स्त्रियों में कुछ तो ऐसी 
रहती हैं जिनका जीवन we और समाज की अमानुषिक यातनाओं 
से इतना sae हो जाता है कि छुटकारे का कोई भी द्वार उन्हें बुरा 
नहीं लगता और वे वहकावे में आकर एक नरक से बचने के लिए 
दूसरे नरक की शरण लेने को उद्यत हो जाती हैं ! उनका Aled 
हृदय इतना चेतनाशूत्य हो उठता हे कि उसमें मानापमान का 
अनुभव करने की शक्ति ही नहीं रह जाती हे । उन्हें तो घायल के 


M S ; '€C-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


T_T Se Ce CS 5 TC शिश 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ ४९ 
समान चण्‌ भर के लिए ऐसा स्थान चाहिए जहां उनके शीण शरीर 
को कुछ विश्राम मिल सके, ग्रतः सहानुभूति के, चाहे वह सच्ची हो 
या wat, दो शब्द उन्हें वेदाम खरीद सकते हैं | यदि ऐसे ह्ृदयों को 
समय पर हमीं से आश्वासन तथा सान्त्वना मिल सकती, यदि eui 
इन्हें मनुष्य समझ सकते, वर्षों से जम-जम कर इनके जीवन को 
पाषाण बनाने वाले आँसुओं की करुण कहानी सुन लेते ओर इनके 
HAA ढुःखभाव को अपनी सहानुभूति से हल्का करने का प्रयत्न कर 
सकते तो आज का इतिहास कुछ ओर ही हो जाता | परन्तु हम पशुः 
पत्तियों को, पाषाणो को, अपनी सहानुभूति बाँट सकते हैं, नारी को 
निर्मम आदेश के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं दे पाते | देवता की भूख 
हम समभते हैं, परन्तु मानवी की नहीं ! इसके अतिरिक्त ऐसी महि- 
लाग्रों की संख्या भी कम नहीं, जिनका बलात्‌ अपदरण किये जाने 
पर भी खोज के लिए विशेत प्रयत्न नदीं होता । पत्रो में प्रकाशित ऐसी $ 
घटनाओं की संख्या भी कम नहीं, ग्रप्रकाशित अपहरण कहानियों के 
विषय में तो कुछ कहना ही व्यर्थे है | इन ग्रभागिनियों के उद्धार के 
लिए जो उपाय किया जा tat है वह तो बहुत सराहनीय नहीं जान 
पड़ता | जिव समाज में ऐसी घटनाएं १२-१३ की संख्या में प्रतिदिन 
घटित होती हों उसके युवकों को ga की नींद आना संसार का 
आ्राठवाँ आश्चय हे | 

कुछ अधिक तकशील पुरुषों का कहना है कि feat को स्वर्थं 
अपनी र्ता करने से कोन रोकता है! इस कथन पर हसना चाहिए 
या रोना, यह नहीं कहा जा सकता | युगों की कठोर यातना ओर 


निर्मम दासत्व ने स्त्रियों को अपनापन भी भुला देने पर विवश न 
ड 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar E 


| 
| 
। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Yo श्व्खला 


किया होता तो क्या ग्राज ये ग्रपने सम्मान की रक्षा में समथ न हो 
सकतीं ! आज विवश पशु के समान इन्हें हॉक ले जाना इसालिए 
सहज है कि ये पशुओं की श्रोणी में बैठा दी गई! और ज्ञानशून्य कर्म 
के अतिरिक्त और किसी वस्तु का इन्हें बोध नहीं है | आज भी इनमें 
जो मनुष्य कहलाने की अ्रधिकारी हैं उन्हें अपनी रक्षा के लिए शस्त्र 
या सैनिक नहीं रखने पडते ! प्रथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक 
उनकी गति अबाध है | उनके जीवन में साहस की शक्ति ओर 
आत्मसम्मान की गरिमा, प्राणों में आशा ओर सुनहली कल्पना है । 
परन्तु ऐसी सजीव नारियाँ उभलियों पर गिनने योग्य हें । इच्छा ate 
प्रयत्न से अन्य बहिनें भी अपनी रक्षा में स्वयं समथ हो सकती हैं 
इसमें सन्देह नहीं, परन्तु इस इच्छा ओर प्रय्न का जन्म उनके हृदय 
में सहज ही न हो सकेगा | वे तो ग्रात्मनिभरता भूल ही चुकी € फिर 
उसकी उपयोगिता कैसे समझ सकेगी, उनके जीवन को सुव्यवस्थित 
करने तथा Se मनुष्यता की परिधि में लोटा लाने का प्रयत्न कुछ 
विदुषी बहिन तथा पुरुष समाज ही कर सकता है | परन्तु यह न 
भूलना चाहिए! कि जिस समय घर में आग लगती है उसी समय eat 
खोदनेवाले को राख के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता, इसी से 
आपत्ति का धमे सम्पत्ति के धर्मे से भिन्न कहा गया हे । इस समय 
आवश्यकता है एक ऐसे देशव्यापी आन्दोलन की जो सवको सजग कर 
दे, उन्हें इस दिशा में प्रंथलशीलता दे और नारी की वेदना का यथार्थ 
अनुभव करने के लिए उनके हृदय को संवेदनाशील बना दे जिससे 


` मनुष्य-जाति के कलङ्क के समान लगने वाले इन अत्याचारों का ठुरन्त 


अन्त हो जाय, ग्रन्यया नारी के लिए नारीत्व अभिशाप तो है ही । 


d e » CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आधुनिक नारी-उसकी स्थिति पर एक दृष्टि 


nt 


[ 
| 
| 


~ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection; Haridwar , z 3 E js 


E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रृंखला 


L RI 

मध्य ओर नवीन युग के सन्धिस्थल में नारी ने जब पहले-पहले 
अपनी स्थिति पर असन्तोष प्रकट किया, उस समय उसकी अवस्था 
उस पीड़ित के समान थी, जिसकी प्रकट वेदना के अप्रकट कारण का 
निदान न हो सका हो । उसे wee व्यथा थी, परन्तु इस विषय में 
कहाँ? और “क्या? का कोई उत्तर न मिलता था | अधिक गूढ़ कारणों 
की छान-वीन करने का उसे अवकाश भी न था, अतः उसने पुरुष से 
अपनी तुलना करके जो अन्तर पाया उसी को अपनी दयनीय स्थिति का 
स्पष्ट कारण समझ लिया | इस क्रिया से उसे अपनी व्याधि के कुछ कारण 
भी मिले सद्दी, परन्तु यह धारणा नितान्त निमू ल नहीं कि इस खोज में 
कुछ भूले भी सम्भव हो सकीं । दो वस्तुओं का अन्तर सदैव ही उनकी 
श्र ष्ठता और हीनता का द्योतक नहीं होता, यह मनुष्य प्रायः मूल जाता 
है। नारी ने भी यही चिरपरिचित अन्ति अपनाई | मनोवैज्ञानिक दृष्टि 
से, शारीरिक विकास के विचार से ओर सामाजिक जीवन की व्यवस्था 
से स्त्री और पुरुष में विशेष अन्तर रहा है और भविष्य में भी रहेगा, 


` परन्तु यह मानसिक या शारीरिक भेद न किसी की श्र ष्ठता का प्रतिपादन 


- CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


4 


—————ÓÀÁ— ey - 7 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ ५३ 


करता है और न किसी की हीनता का विज्ञापन करता है | स्री ने 
स्पष्ट कारणों के अभाव में इस अन्तर को विशेष त्रुटि समझा केवल 
यही सत्य नहीं हे, वरन्‌ यह भी मानना होगा कि उसने सामाजिक 
|s अन्तर का कारण sed के लिए ater को क्षत-विक्षत कर डाला | 
उसने निश्चय किया कि वह उस भावुकता को ग्रामूल नष्ट कर 
डालेगी, जिसका आश्रय लेकर पुरुष उसे रमणी समता है, उस ग्रह- 
वन्धन को छिन्न-भिन्न कर देगी जिसकी सीमा ने उसे पुरुष की भार्या 
बना दिया है और उस कोमलता का नाम भी न रहने देगी जिसके 
कारण उसे वाह्म जगत्‌ के कठोर संघष से बचने के लिए पुरुष के 
निकट रक्षणीय होना पडा Eq स्री ने सामूहिक रूप से जितना पुरुष 
जाति को दिया उतना उससे पाया नहीं, यह निर्विवाद सिद्ध है, पर 
इस आदान-प्रदान की विषमता के मूल में स्री और पुरुष की प्रकृति 
भी कार्य करती है, यह न भूलना चाहिए | स्री अत्यधिक त्याग इस- 
लिए नहीं करती, अत्यधिक सहनशील इसलिए, नहीं होती कि पुरुष 
उसे हीन समझकर इसके लिए वाध्य करता है | यदि हम ध्यान से 
देखेंगे तो ज्ञात होगा कि उसे यह गुण मातृत्व की पूर्ति के लिए प्रकृति 
| से मिले हैं | यह अच्छे हैं या बुरे, इसकी विवेचना से विशेष अर्थ न 
निकलेगा, जानना इतना ही है कि यह प्राकृतिक हैं या नहीं। इस 
विषय में स्त्री स्वयं भी ग्रस्थकार में नहीं है | वह अपनी प्रकृति-जनित 
| कोमलता को तरू टि चाहे मानती हो, परन्तु उसे स्वाभाविक अवश्य 
समझती है, अन्यथा उसके इतने प्रयास का कोई अर्थ न होता | 
परिस्थितिजन्य दोष जितने शीघ्र मिट सकते हैं उतने संस्कारजन्य नहीं 
मिटते, यही विचार स्त्री को आवश्यकता से अधिक कठोर बने रहने को 


2 eee का 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar NER 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ug श्रृंखला 


विवश कर देता है । परन्तु यह कठिनता इतनी सयत्न होती है कि स्त्र 
स्वयं भी सुखी नहीं हो पाती | कवच बाहर की बाण-वर्षा से शरीर को 
बचाता है, परन्तु अपना भार शरीर पर डाले विना नहीं रह सकता | 

आधुनिक स्त्री ने अपने जीवन को इतने परिश्रम और यत्न से जो 
रूप दिया है वह कितना स्वाभाविक हो सका है, यह कहना अभी 
सम्भव नहीं । हाँ, इतना कह सकते हैं कि वह बहुत सुन्दर भविष्य 
का परिचायक नहीं जान पड़ता | स्त्री के लिए यदि उसे किसी प्रकार 
उपयोगी समक भी लिया जावे तो भावी नागरिकों के लिए उसकी 
उपयोगिता समझ सकना कठिन ही है | 

आधुनिकता की वायु में पली स्त्री का यदि स्वार्थ में केन्द्रित बिक- 
सित रूप देखना हो तो हम उसे पश्चिम में देख सकेगे | स्त्री वहाँ 
आर्थिक दृष्टि से स्वतन्त्र हो चुकी है, अतः सारे सामाजिक वन्धनों पर 
उसका अपेक्षाकृत अधिक प्रभुत्व कहा जा सकता हे | उसे पुरुष के 
मनोविनोद्‌ की वस्तु बने रहने की आवश्यकता नहीं है, अतः बह 
चाहे तो परम्परागत रमणीत्व को तिलज्ञालि देकर सुखी हो सकती है | 
परन्तु उसकी स्थिति क्या प्रमाणित कर सकेगी कि वह आदिम नारी 
की दुबलता से रहित है! सम्भवतः नहीं | vum के इतने संख्यातीत 
उपकरण, रूप को स्थिर रखने के इतने कृत्रिम साधन, आकर्षित करने 
के उपहास-योग्य प्रयास आदि क्या इस विषय में कोई सन्देह का स्थान 
रहने देते हैं ! नारी का रमणीत्व नष्ट नहीं हो सका, चाहे उसे गरिमा 
देनेवाले गुणों का नाश हो गया हो | यदि पुरुष को उन्मत्त कर देनेवाले 


- रूप की इच्छा नहीं मिटी, उसे बाँध रखनेवाले आकर्षण की खोज नहीं 


गई तो फिर नारीत्व की ही उपेक्षा क्यों की गई, यह कहना कठिन है | 


. CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


1 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ à uu 
यदि भावुकता ही लज्जा का कारण थी तो उसे समूल नष्ट कर देना 
था, परन्तु आधुनिक नारी ऐसा करने में भी अ्रसमथ रही | जिस काय 
को वह बहुत सफलतापूबक कर सकी है वह प्रकृति से विकृति को ओर 
जाना मात्र था | वह अपनी प्रकृति को वस्त्रों के समान जीवन का वाह्य 
आच्छादनमात्र बनाना चाहती है, जिसे इच्छा और ग्रावश्यकता के AT- 
? सार जव चाहे पहना या उतारा जा सके | बाहर के संघर्षमय जीवन 
में जिस पुरुष को नीचा दिखाने के लिए वह सभी क्षेत्रों में कठिन से 
कठिन परिश्रम करेगी, जीवन-यापन के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु को 
अपने स्वेदकणों से तौल कर स्वीकार करेगी, उसी पुरुष में नारी के 
प्रति जिज्ञासा जाग्रत रखने के लिए वह अपने leq ओर ग्रंग-सोष्ठव 
के रक्षाथ असाध्य से साध्य कारय करने के लिए प्रस्तुत है आज उसे 
अपने रूप, अपने शारीर और अपने आकर्षण का जितना ध्यान है 
उसे देखते हुए कोई भी विचारशील, स्त्री को स्वतन्त्र न कह सकेगा | 
स्त्री कें प्रति पुरुष की एक रहस्यमयी जिज्ञासा सृष्टि के समान ही 
चिरन्तन है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता, परन्तु यह जिज्ञासा 
। इनके सम्वन्ध का “अथ? हे “इति? नहीं | प्राचीन नारी ने इस ‘ae 
से आरम्भ करके पुरुष से अपने सम्बन्ध को ऐसी स्थिति में पहुंच, 
दिया जहाँ उन दोनों के स्वाथ एक और व्यक्तित्व सापेक्ष हो गये | यही 
नारी की विशेषता थी, जिसने उसे मनोविनोद के सुन्दर साधनों की श्र णी 
से उठाकर गरिमामयी विधात्री के ऊचे आसन पर प्रतिष्ठित कर दिया | 
आधुनिक नारी पुरुष के ate अपने सम्बन्ध को रहस्यमयी जिज्ञासा 
से आरम्भ करके उसे वहीं स्थिर रखना चाहती है जो सम्भवतः उसे 
किसी स्थायी आदान-प्रदान का अधिकार नहीं देता | सन्ध्या के रंगीन 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . .*. GE ७. i | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
L3 श्रृंखला 
वादल या इन्द्रधनुष के रंग हमें चणभर विस्मय-विमुग्ध कर सकते हैं 
किन्तु इससे अधिक उनकी कोई सार्थकता हो सकती है, यह हम सोचना 
भी नहीं चाहते | ग्राज की सुन्दर नारी भी पुरुष के निकट और कोई विशेष 
महत्व नहीं रखती | उसे स्वयं भी इस mz सत्य का अनुभव होता है, 
परन्तु वह उसे परिस्थिति का दोषमात्र समझती है | आज पुरुष के निकट 
al प्रसाधित शंगारित स्त्रीत्व मात्र लेकर खड़ी है, यह वह मानना नहीं 
चाहेगी, परन्तु वास्तव में यही सत्य है | पहले की नारीजाति केवल रूप 
ओर वय का पाथेय लेकर संसार-यात्रा के लिए नहीं निकली थी । उसने 
संसार को वह दिया जो पुरुष नहीं दे सकता था, wa: उसके अक्षय 
वरदान का वह आजतक कृतज्ञ है। यह सत्य है कि उसके अ्याचित 
वरदान को संसार अपना जन्म-सिद्ध अधिकार समझने लगा, जिससे 
विकृति भी उत्पन्न हो गई, परन्तु उसके प्रतिकार के जो उपाय हुए वे उस 
विकृति को दूसरी ओर फेरने के अतिरिक्त और कुछ न कर सके | 

पश्चिम में feat ने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, परन्तु सब कुछ 
पाकर भी उनके भीतर की चिरन्तन नारी नहीं बदल सकी । पुरुष 
उसके नारीत्व की उपेक्षा करे, यह उसे भी स्वीकार न हुआ, Ad: 
वह ग्रथक मनोयोग से अपने वाह्य ग्राकषण को बढ़ाने और स्थायी 
रखने का प्रयत्न करने लगी । पश्चिम की स्त्री की स्थिति में जो विशे- 
पता है उसके मूल में पुरुप के प्रति उनकी स्पर्धा के साथ ही उसे 


` आकर्षित करने की प्रवृत्ति भी कायं करती है | पुरुष भी उसकी प्रदत्त 


से अपरिचित नहीं रहा इसीसे उसके व्यवहार में मोह और श्रवज्ञा ही 


` प्रधान X । स्री यदि रंगीन खिलौने के समान आकर्षक है तो वह विस्मय- 
विमुग्ध हो Som, यदि नहीं तो वह उसे उपेक्षा की वस्तुमात्र GRUT | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ पऽ 
यह कहने की आवश्यकता नहीं कि दोनों ही स्थितियाँ खत्री के लिए अप- 
मानजनक हैं | पश्चिमी स्त्री की स्थिति का अध्ययन कर यदि हम अपने 
देश की आधुनिकता से प्रभावित महिलाओं का अध्ययन करें तो दोनों 
ही ओर ्रसन्तोष ओर उसके निराकरण में विचित्र साम्य मिलेगा | 
हमारे यहाँ की स्री शताब्दियों से अपने अधिकारों से वञ्चित चली 
आ रही है | अनेक राजनीतिक ओर सामाजिक परिस्थितियों ने उसकी 
अवस्था में परिवतन करते-करते उसे जिस अधोगति तक पहुँचा दिया 
है वह दयनीयता की सीमा के अतिरिक्त और कुछ नहीं कही जा सकती | 
इस स्थिति को पहुँचकर भी जो व्यक्ति श्रसन्तोष प्रकट नहीं करता उसे 
उस स्थिति के योग्य ही समझना चाहिए | कोमल तूल-सी वस्तु भी बहुत 
दबाये जाने पर अन्त में कठिन जान पड़ने लगती है | भारतीय at भी 
एक दिन विद्रोह कर ही उठी | उसने भी पुरुष के प्रभुत्व का कारण 
अपनी कोमल भावनाओं को समझा ओर उन्हीं को परिवर्तित करने का 
प्रयत्न किया | अनेक सामाजिक रूढ़ियों ओर परम्परागत संस्कारों के 
कारण उसे पश्चिमीय स्त्री के समान न सुविधाएँ मिलीं और न सुयोग, 
परन्तु उसने उन्हीं को अपना मागप्रदशक बनाना निश्चित किया | 
शिक्षा के नितान्त अभाव ओर परिस्थितियों की विषमता के 
कारण कम स्त्रियाँ इस प्रगति को अपना सकीं और जिन्होंने इन 
बाधाओं से ऊपर उठकर इसे अपनाया भी उन्हें इसका वाझ रूप ही 
अधिक आकषक लगा | भारतीय स्त्री ने भी अपने आपको पुरुष की. 
्रतद्वन्दरिता में पूणं देखने की कल्पना की, परन्तु केवल इसी रूप से 
उसकी चिरन्तन नारी-भावना सन्तुष्ट न हो सकी | उसकी भी प्रकृति: . 
जन्य कोमलता ग्रस्तिनास्ति के बीच में डगमगाती रही | कभी उसने 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Pa eee $ W 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
VS AC 


सम्पूर्ण शक्ति से उसे दवाकर अपनी ऐसी कठोरता प्रकट की जो उसके 


Bay adda का विज्ञापन करती थी ओर कभी णिक आवेश में 


प्रयत्नप्राप्त निष्ठुरता का आवरण उतार कर अपने अहेतुक हल्केपन 
का परिचय दिया | पुरुष कभी उससे वैसे ही मयभीत हुआ जैसे सज्ञान 
विक्षिप्त से होता है और कभी वैसे ही उसपर Zar जैसे बड़ा व्यक्ति 


2 


.. वालक.के '्रोयास पर हँसता है । कहना नहीं होगा कि पुरुष के ऐसे 


व्यवहार से स्री का और अधिक afte हुआ, क्योंकि ,उसे अपनी 
योग्यता का परिचय देने के साथ-साथ अपने शासन ओर बड़े होने 
का प्रमाण देने का प्रयास भी करना पड़ा | उसके सारे प्रयत्न और 
आयास अपनी ्रनावश्यकता के कारण ही कभी-कभी दयनीय से 
जान पडते हैं, परन्तु वह करे भी तो क्या करे ! एक ओर परम्परागत 
संस्कार ने उसके हृदय में यह भाव भर दिया है कि पुरुष विचार, 
बुद्धि और शक्ति में उससे श्रेष्ठ है और दूसरी ओर उसके भीतर की 
नारी प्रवृत्ति भी उसे स्थिर नहीं रहने देती | इन्हीं दोनों भावनाओं के 
वीच में उसे अपनी ऐसी आश्चयजनक क्षमता का परिचय देना है 
जो उसे पुरुष के समकक्ष बैठा दे | अच्छा होता यदि स्त्री प्रतिद्दन्दिता 
के क्षेत्र में विना उतरे हुए ही अपनी उपयोगिता के वल पर स्वत्वों 
की माँग सामने रखती, परन्तु परिस्थितियाँ इसके अनुकूल नहीं थी | 
जो अप्राप्त हे उसे पा लेना कठिन नहीं है परन्तु जो प्राप्त था उसे 
खोकर फिर पाना अत्यधिक कठिन है | एक में पानेवाले की योग्यता 
सम्भावित रहती है और दूसरे में श्रयोग्यता, इसी से एक का कार्य 


STAT AAG नहीं होता जितना दूसरे का । सत्री के अधिकारों के 
`. विषय में भी यही सत्य हे । 


ia ys e 760. Gurükul Kangri Collection, Haridwar 


| 5 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ 


इस समय हम जिन्हें आधुनिक काल की प्रतिनिधि के रूप में देखते 
_ हैं, वे मदिलाएँ तीन श्रेणियों में रखी जा सकती € । त्रिवेणी की तीन 
धाराओं के समान वे एक सी होकर भो अपनी विशेषताओं में भिन्न 
हैं। कुछ ऐसी हैं, जिन्होंने अपने युगान्तरदीध बन्धनों की अवज्ञा कर 
पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक आन्दोलन को गतिशील बनाने के लिए 
पुरुषों को ग्रभूतपूव सहायता दी; कुछ ऐसी शिक्षिताएँ हैं जिन्होंने अपनी 
अनुकूल परिस्थितियों में भी सामाजिक जीवन की त्रुटियों का कोई उचित 
समाधान न पाकर ग्रपनी शिक्षा और जागति को आजीविका और 
4 ` सावजनिक उपयोग का साधन बनाया और कुछ ऐसी सम्पन्न महिलाएँ. 
| हैं, जिन्होंने थोड़ी सी शिक्षा के साथ बहुतं सी पाश्चात्य आधुनिकता 
| का संयोग कर अपने ग्रहजीवन को एक नवीन साँचे में ढाला है | 
यह कहना अनुचित होगा कि प्रगतिशील नारी-समाज के ये 
विभाग किसी वास्तविक अन्तर के आधार पर स्थित हैं, क्योंकि ऐसे 
| विभाग ऐसी विशेषताओं पर आश्रित होते हैं, जो जीवन के गहन-तल 1 
में एक हो जाती हैं | da 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar, P4 NERGA 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
६० श्रृंखला 

यह समभना कि राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने वाली feu] 
अन्य क्षेत्रों में काय नहीं करतीं या शिक्षा ग्रादि Sal में कार्य करने 
वाली पाश्चात्य आधुनिकता से दूर रह सकी हैं, भ्रान्तिपूर धारणा के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है | वास्तव में ये श्रेणियाँ उनके arar 
जीवन के साहश्य के भीतर काय करने वाली वृत्तियों को समभने के 
लिए ही हैं | ग्राधुनिकता की एकरूपता को भारतीय जाग्रत महिलाओं 
ने अनेक रूपों में ग्रहण किया है, जो स्वाभाविक ही था | ऐसी कोई 
नवीनता नहीं है, जो प्रत्येक व्यक्ति को भिन्न रूप में नवीन नहीं दिखाई 
देती, क्योंकि देखने वाले का भिन्न दृष्टिकोण ही उसका आधार होता 
हैं | प्रत्येक ot ने अपनी असुविधा, अपने सुख-दुःख ओर अपने 
व्यक्तिगत जीवन के भीतर से इस नवीनता पर दृष्टिपात किया, अतः प्रत्येक 
को उसमें अपनी विशेष तुटियों के समाधान के चिह्न दिखाई पड़े | 

इन सवके श्राचरणों को भिन्न-भिन्न रूप से प्रभावित करने वाले 
दृष्टिकोणों का प्रथक-प्रथक अध्ययन करने के उपरान्त ही हम ATY- 
निकता के वातावरण में विकसित नारी की कठिनाइयाँ समझ सकेंगे | 
उनकी स्थिति प्राचीन रूढ़ियों के बन्धन में बन्दिनी feral की स्थिति से 
भिन्न जान पड़ने पर भी उससे स्पृहणीय नहीं हे | उन्हें प्राचीन विचारों 
की उपासक पुरुष.समाज अवहेला की दृष्टि से देखता है, आधुनिक दृष्टि- 
कोण वाले समथन का भाव रखते हुए भी क्रियात्मक सहायता देने में 
असमथ रहते हैं और उग्र विचार वाले प्रोत्साहन देकर भी उन्हें अपने 
साथ ले चलना कठिन Ind हैं। वस्तुतः आधुनिक ot जितनी 
अकेली है, उतनी प्राचीन नहीं; क्योंक्रि उसके पास निर्माण के उपकरण 


मात्र हैं, कुछ भी निर्मित नहीं | चौराहे पर खड़े होकर मार्ग का निश्चय 


E os CC-0..Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| Lo 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ \१ 
करने वाले व्यक्ति के समान बह सब का ध्यान आकर्षित करती रहती 
है, किसी से कोई सहाथतापूणं सहानुभूति नहीं पाती । यह स्थिति 
आकषक चाहे जान पड़े, परन्तु सुखकर नहीं कही जा सकती | 
राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने वाली महिलाओं ने आधुनिकता 
को राष्ट्रीय जाणति के रूप में देखा और उसी जाणति की और अग्नसर 
होने में अपने सारे प्रयत्न लगा दिये | उस उथल-पुथल के युग में स्त्री 
ने जो किया वह ग्रभूतपूव होने के साथ-साथ उसकी शक्ति का प्रमाण 
भी था। यदि उसके बलिदान, उसके त्याग भूले जा सकेंगे तो उस 
आन्दोलन का इतिहास भी भूला जा सकेगा | इस प्रगति-द्वारा सावे- 
जनिक रूप से स्री समाज को भी लाभ हुआ । उसके चारों ओर फैली 
हुई दुव लता नष्ट हो गई, उसकी कोरी भावुकता छिन्न-भिन्न हो गई 
और उसके स्त्रीत्व से शक्तिहीनता का लांछुन दूर हो गया | पुरुष 
ने अपनी ्रावश्यकतावश ही उसे साथ आने की आज्ञा दी, परन्तु 


[32] 


cb ने उससे पग मिलाकर चल कर प्रमाणित कर दिया कि पुरुष ने 


उसकी गति पर वन्धन लगाकर अन्याय ही नहीं, अत्याचार भी किया 
है | जो पंगु हे उसी के साथ गतिहीन होने का अभिशाप लगा है, 


'गतिवान को पंगु बनाकर रखना सबसे बड़ी क्रूरता है | 


राष्ट्र को प्रगतिशील बनाने में स्त्री ने अपना भी कुछ हित साधन 
किया, यह सत्य है, परन्तु इस मधु के साथ कुछ चार भी मिला था | 
उसने जो पाया वह भी बहुमूल्य है और जो खोया वह भी बहुमूल्य 
था, इस कथन में विचित्रता के साथ-साथ सत्य भी समाहित है | 

आन्दोलन के समय जिन स्त्रियों ने आधुनिकता का aera सुना 


उनमें सभी वर्ग की शिक्षिता और अशिक्षिता श्रिया रहीं। उनकी. .: 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar’ UR s 


ga 
[E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
६२ श्रुंखला 
नेत्रियों पास इतना अवकाश भी नहीं था कि वे उन सबके बौद्धिक 
विकास की ओर ध्यान दे सकतीं | 

यह सत्य है कि उन्हें कठोरतम संयम सिखाया गया, परन्तु यह 
सैनिकों के संयम के समान एकाङ्गी ही रहा | वे यह न जान सकों कि 
युद्ध-भूमि में प्रतिक्षण मरने के लिए प्रस्तुत सैनिक का संयम, समाज में 
युग तक्र जीवित रहने के लिए इच्छुक व्यक्ति के संयम से भिन्न है। 
एक बन्धनों की रक्षा कें लिए प्राण देता है तो दूसरा बन्धनों की 


उपयोगिता के लिए जीवित रहता है । एक अच्छा सैनिक मरना सिखा - 


सकता है और एक सच्चा नागरिक जीना, एक में मुत्यु का lend 
है और दूसरे में जीबन का वैभव | परन्तु अच्छे सैनिक का अच्छा 
नागरिक होना यदि श्रवश्यम्भावी होता तो सम्भवतः जीवन अधिक 
सुन्दर वन गया होता | 

स्वभावतः सैनिक का जीवन उत्तेजनाप्रधान होगा ओर नागरिक 
का समवेदनाप्रधान p इसीसे एक के लिए जो सहज है वह दूसरे के 
लिए असम्भव नहीं तो कष्टसाध्य अवश्य है ! 

आन्दोलन के युग में स्त्रियों ने तत्कालीन संयम और उससे उत्पन्न 
कठोरता को जीवन का आवश्यक AS मानकर स्वीकार किया, अपने 
प्रस्तुत उद्देश्य का साधन मात्र मानकर नहीं | इससे उनके जीवन में 
जो एक Va व्याप्त हो गई है, उसने उन्हीं तक सीमित न रहकर 
उनके सुरक्षित ग्रहजीवन को भी स्पशे किया है | वास्तव में उनमें से 
अधिकांश महिला रूढ़ियों के भार से दबी जा रही थीं, अतः देश की 


ex 'जाणति के साथ-साथ उनकी क्रान्ति ने भी आत्मविज्ञान का अवसर 
Sat ओर उसके उपयुक्त साधन पा लिये | यही उन परिस्थितियों में स्वाभा- 


€G-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


O LE EEE रा पॉप E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ ६३ 
विक भी था, परन्तु वे यह स्मरण न रख सकीं कि विद्रोह, केवल जीवन 
के विशेष विकास का साधन होकर ही उपयोगी रह सकता है| वह 
सामाजिक व्यक्ति का परिचय नहीं, उसके असन्तोष की अभिव्यक्ति है | 

उस करुण युग के अनुष्ठान में भाग लेने वाली fast ने जीवन 
की सारी सुकोमल कला नष्ट करके संसार-संग्राम में विद्रोह को अपना 
अमोघ AA वनाया | समाज उनके त्याग पर श्रद्धा रखता है, परन्तु 
उनकी विद्रोहमथी रुक्षता से सभीत है जीवन का पहले से सुन्दर और 
पूर्ण चित्र उनमें नहीं मिलता, अतः अनेक आधुनिकता के पोषक भी 
उन्हें संदिग्ध दृष्टि से देखते हैं| अनन्त काल से ख्री.का जीवन तरल 
पदार्थ के समान सभी परिस्थितियों के उपयुक्त बनता ग्रा रहा है, 
इसलिए उसकी कठिनता ARAA और भय का कारण वन गई है । 
अनेक व्यक्तियों की धारणा है कि उच्छुखंलता की सीमा का स्पर्श 
करती हुई स्वतंत्रता, प्रत्येक अच्छे बुरे बन्धन के प्रति उपेक्षा का 
भाव, अनेक अच्छे-बुरे व्यक्तियों से सख्यत्व और अकारण कठोरता 
आदि उनकी विशेषताएँ हैं | इस धारणा में भ्रान्ति का भी समावेश 
है, परन्तु यह नितान्त निमू ल नहीं कही जा सकती | अनेक परिवारों 
में जीवन की agar का प्रत्यक्ष कारण स्त्रियों की कठोरता का सीमा- 
तीत हो जाना ही है, यह सत्य है, परन्तु इसके लिए केवल feat ही 
दोषी नहीं ठहराई जा सकतीं | परिस्थिति इतनी कठोर थी कि उन्हे 
उस पर विजय पाने के लिए कठोरतम me ग्रहण करना पड़ा | उनमें 
जो विचारशील थीं, उन्होंने प्राचीन नारियों के समान कृपाण ओर 
कंकण का संयोग कर दिया, जो नहीं थीं उन्होंने asta से 
अधिक विद्रोह पर विश्वास किया | वे जीने की कला नहीं जानतीं, 


^ 
^g 


ab o 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar”... vhs 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
&9 JUM 
परन्तु संघर्ष की कला जानती हैं, जो वास्तव में अपूर्ण है । संघर्ष की 
कला लेकर तो मनुष्य उत्पन्न ही हुआ है, उसे सीखने कहीं जाना नहीं 
पड़ता | यदि वास्तव में मनुष्य ने इतने युगों में कुछ सीखा है तो वह 
जीने की कला कही जा सकती है । aga जीवन का आदि हो सकता 
है, अन्त नहीं | इसका यह aA नहीं कि संघर्षहदीन जीवन ही जीवन 
है | वास्तव में मनुष्य-जाति नष्ट करने वाले संघर्ष से अपने आपको 
बचाती हुई विकास करने बाले संघर्ष की ओर बढ़ती जाती है | 
सामाजिक प्रगति का अर्थ भी यही है कि मनुष्य अपनी उपयो- 
गिता बढ़ाने के साथ-साथ नष्ट करने वाली परिस्थितियों की सम्भावना 
कम करता चले | किसी परिस्थिति में वह हिम के समान अपने स्थान 
पर स्थिर हो जाता है ओर किसी परिस्थिति में वह जल के समान 
तरल होकर अज्ञात दिशा में बह चलता है | at का जीवन भी अपने 
विकास के लिए ऐसी ही अनुकूलता चाहता है, परन्तु सामाजिक जीवन 
में परिस्थिति की अनुकूलता में विविधता है | हम अपना एक ही केन्द्र 
बिन्दु बनाकर जीवन-संघर्ष में नहीं ठहर सकते ओर न अपना 
कल्याण ही कर सकते हैं । स्त्री की जीवन-शक्ति का हास इसी कारण 
हुआ कि वह अपने आपको अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के AT- 
रूप बनाने में असमथ रही । उसने एक केर्द्र-विन्दु पर अपनी दृष्टि 
को तव तक स्थिर रखा, जव तक चारों ओर परिस्थितियों ने उसकी 
दृष्टि नहीं रोक ली | उस स्थिति में प्रकाश से अचानक अन्धकार में 
आये हुए व्यक्ति के समान वह कुछ भी न देख सकी | फिर प्रकृतिस्थ 
होने पर उसने वही पिछला अनुभव दोहराया | 
`... जाणति-युग की उपासिकाओं के जीवन भी इस त्रुटि से रहित नहीं 


:CE-0: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ ६५ 
रहे | उन्होंने अपनी दृष्टि का एक ही केन्द्र वना रखा है, अतः उन्हें 
अपने चारों ओर के संदिग्ध वातावरण को देखने का न अवकाश है 
ओर न प्रयोजन | वे समकती हैं करि वे राष्ट्रीय जागति की ZERG 
के अतिरिक्त और कुछ न बनकर भी अपने जीवन को सफलता के 
चरम सोपान तक पहुँचा देंगी। इस दिशा में उनकी गति का श्रव 
रोध करने वालों की संख्या कम नहीं रही, यह सत्य है । परन्तु इसी 
लिए वे अपना गन्तब्य भी नहीं देखना चाइतीं, यह कहना बहुत TE- 
पूणं नहीं कहा जा सकता | ऐसा कोई त्याग या वलिदान नहीं जिसका 
उद्‌गम नारीत्व न रहा हो, अतः केबज्ञ त्याग के अधिकार को पाने के 
लिए अपने आपको ऐसा रुक्ष बना लेने की कोई आवश्यकता नहीं 
जान पड़ती | 

जिन शिक्षिताओं ने गह के वन्धनों की ग्रवदेलना कर सावजनिक 
चेत्र में अपना माग प्रशस्त किया उनकी कहानी भी बहुत कुछ ऐसी 
ही है | उनके सामने नवीन युग का आहान और पीछे अनेक रूढ़ियों 
का भार था | किसी विशेष त्याग या बलिदान की भावना लेकर वे 
नये जीवन-संग्राम में अग्रसर हुई थीं, यह कहना सत्य न होगा। 
वास्तव में गह की सीमा में उनसे इतना अधिक त्याग और वलिदान 
माँगा गया कि वे उसके प्रति विद्रोह कर उठीं | स्वेच्छा से दी हुई 
छोटी से छोटी वस्तु मनुष्य का दान कहलाती है, परन्तु अनिच्छा से 
दिया हुआ अधिक से अधिक द्रव्य भी मनुष्य का अधीनता-सूचक कर 
ही समझा जायगा | ef को जो कुछ बलात्‌ देना पड़ता हे वह उसके 
ET की महिमा न बढ़ा सकेगा, यह शिक्षिता स्री भलीभाँति जान 
गई थी | 


/ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar- ` र 


* 4५ 


-———— — — See Bo os 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| | ६६ श्रृंखला 


E भविष्य में भारतीय समाज की क्या रूपरेखा हो, उसमें नारी की 
| कैसी स्थिति हो, उसके अधिकारों की क्या सीमा हो आदि समस्याओं 
का समाधान ग्राज की जाग्रत और शिक्षित नारी पर निर्भर है । यदि 
वह अपनी दुरवस्था के कारणों को स्मरण रख सके ओर पुरुष की 
स्वार्थपरता को विस्मरण कर सके तो भावी समाज का स्वप्न सुन्दर 
ओर सत्य हो सकता है परन्तु यदि वह अपने विरोध को ही चरम लक्ष्य 
मान ले और पुरुष से समभौते के प्रश्‍न को ही पराजय का पर्याय 
समक ले तो जीवन की व्यवस्था अनिश्चित ओर विकास का क्रम 
शिथिल होता जायगा । 

क्रान्ति की ग्रग्रदूती ओर स्वतन्त्रता की ध्वजा-घारिणी नारी का 
कार्यं जीवन के स्वस्थ निर्माण में शेष होगा, केवल ध्वंस में नहीं । 


E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


4 


घर ओर बाहर 


pum ti 


| 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रृंखला 


[१] 


युगो से नारी का कार्यक्षेत्र घर में ही सीमित रहा | उसके कतव्य 
के निर्धारित करने में उसकी स्वभावजात कोमलता, मातृत्व, सन्तान- 
पालन आदि पर तो ध्यान रक्खा ही गया, साथ ही बाहर के कठोर 
संघघमय वातावरण और परिस्थितियों ने भी समाज को ऐसा ही करने 
पर बाध्य किया | यदि विचार कर देखा जावे तो, न उस विस्मृत युग 
में, जव जाति नवीन भूमि में अपनी नवीन स्थिति को सुदृढ़ वना रही 
थी, न उस कोलाहलमय काल में, जव उसे अपने देश या सम्मान की 
रक्षा के लिए तलवार के घाट उतरना या उतारना पड़ता था, ओर न 
उस समय, जव हताश जाति बिलास में अपने दुःख डुबा रही थी, aft 
के जीवन के सम्मुख ऐसा विविधवर्णी क्षितिज रहा जैसा आज है या 
जैसा भविष्य में होने की सम्भावना है।तब उसके सामने एक ही 
निश्चित लक्ष्य था जिसकी पूर्ति उसे और उस समय के समाज को 
पूण आत्मतोष दे सकती थी | चाहे द्रौपदी के समान पाँच पति स्वीकार 


` करना हो, चाहे सीता के समान मन, वचन, कर्म और शरीर से एक 
की ही उपासना हो, चाहे राजपूत-रमणी- का जलती चिता में जौहर- 


CC-0: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
Ld c 7 à . 


=| by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ ६९ 


त्रत हो और चाहे रीति-युग की सौन्दर्य-मदिरा वन कर जीवित रहना 
हो; परन्तु एक समय में एक ही लक्ष्य, एक ही केन्द्रविन्दु ऐसा रहा 
जिसकी ओर at के जीवन को सारी शक्तियों के साथ प्रभावित होना 
पड़ा | उस लक्ष्य तक पहुँच जाने में उसके जीवन की चरम सफलता 
थी, उस तक पहुँचने के प्रयत्न में मिट जाना उसके लिए स्तुत्य, परन्तु 
उस मागं से लौट आना या विपरीत दिशा की ओर जाने की इच्छा 
भी उसके लिए कलङ्क का कारण थी ! आज उसका न पहले जैसी 
कठोर taal में बंधा एक रूप है और न एक कर्तव्य, अतः वह 
अपना लक्ष्य स्थिर करने के लिए ग्रपेक्षाकृत स्वतन्त्र कही जा सकती है | 

आज स्री का सहयोगी पुरुष न आदिम युग का ग्रहेरी है, जो 
उसके लाये हुए पशु-पक्षियों को खाद्य रूप में परिवर्तित कर देने में ही 
उसके कतंव्य की इति हो जावे, न वह वेद-काल का Teer है, जो 
उसके साथ यज्ञ में भाग लेना ही उसे सहधर्मचारिणी के पद तक पहुँचा 
सके, न बह वीर युग का युद्ध-परायण आहत हे जिसकी शिथिल और 
Suet उंगलियों से छूटती हुई तलवार संभाल लेने में ही उसके जीबन 
की सार्थकता हो, प्रत्युत्‌ वह इस उलझन भरे यन्त्र-युग का एक सबसे 
अधिक उलझनमय यन्त्र वन गया है जिसके जीवन में किसी प्रकार का 
सहयोग भी तब तक सम्भव नहीं जब तक उसे ठीक-ठीक न समभ 
लिया जावे | समझ लेने पर भी सहयोग तभी सुगम हो सकेगा जब स्री 
में भी जीवन के अनेक रूपों और परिस्थितियों के साथ चलने और 
उनके अनुरूप परिबतेनों को हृदयङ्गम करने की शक्ति उत्पन्न हो जावे | 

वास्तव में स्री भी अब केवल रमणी या भार्या नहीं रही, वरन्‌ घर ` 


के बाहर भी समाज का एक विशेष रङ्ग तथा महत्वपूर्ण नागरिक है, 77007 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७० श्रृंखला 


अतः उसका कतव्य भी अनेकाकार हो गया है जिसके पालन में कभी- 
कभी ऐसे संघर्ष के अवसर ग्रा पड़ते हैं, जिसमें किंकतंव्यविमूढ़ हो 
जाना पड़ता है | वह क्‍या करे और क्या न करे, उसका कायक्षेत्र 
केवल घर है या बाहर या दोनों ही, इस समस्या का अब तक समा- 
घान नहीं हो सका है | 

उसके सामने जो अन्य प्रगतिशील देशों की जाग्रत स्त्रिया हैं, वे 
इस निष्कर्ष तक पहुँच चुकी हैं कि at के लिए घर उतना ही आव- 
श्यक है जितना पुरुष के लिए, वह पुरुष के समान ही अपने जीवन 
को व्यवस्थित तथा कार्य-चषेत्र को निर्धारित कर सकती है तथा उसका 
मातृत्व या पत्नीत्व उसे अपना विशिष्ट मागं खोजने से नहीं रोक सकता 
zik न उसके जीवन को घर की संकीण सीमा तक ही सीमित रख 
सकता है | भारतीय at ने अभी तक इस समस्या पर निष्पक्ष होकर 
वैसा विचार नहीं किया जैसा किया जाना चाहिए; परन्तु ग्रव्यक्त ओर 
अज्ञात रूप से उसकी प्रवृत्ति भी उसी ओर होती जा रही है । हमारे 
यहाँ स्त्रियों में एक प्रतिशत भी साक्षरता नहीं है, इसलिए हमें इस 
प्रबृत्ति को भी उतनी ही कम संख्या में हू sar चाहिए | 

संसार के बड़े से बड़े, असम्भव से असम्भव परिवतन के आदि में 
इने-गिने व्यक्ति ही रहते हैं, शेष्र असंख्य व्यक्ति तो कुछ जानकर और 
कुछ अनजान में ही उनके ग्रनुकरणशील वन जाया करते हैं | यदि किसी 
परिवतन का मूल्य या परिणाम आलोचनीय हो तो हमें उनके मूल 
प्रवतक तथा समथकों के दृष्टिकोण को समक लेना उचित होगा, क्योंकि 
अनुकरणशील व्यक्तियों में प्रायः हमें उसका सच्चा रूप नहीं मिलता | 


AGH तो मनुष्य का स्वभाव है, पर्छु प्रत्येक काय की ग्रन्तर्निहित 


ONE Ue 
E ... ८९59. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


tou 


oo 


/ 


——————————————— 1 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ ७१ 
प्रेरणा को उसी रूप में समभ पाना अपने-अपने वोद्धिक विकास पर 
निभर | x 


भविष्य के etana की रूप-रेखा हमें इन्हीं विदुप्रियो से मिलेगी, 
जिन्हें हम अभी ग्रल्प-संख्यक जानकर जानना नहीं चाहते, जिन्हें हम 
अपवाद मानकर IMAAT नहीं चाहते | वे अपवाद हो सकती हैं, परन्तु 
क्रमागत व्यवस्था के विरुद्ध किसी नवीन परिवतंन को ले आने का श्रोय 
ऐसे अपवादों को ही मिलता रहा है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के विना 
इम असम्भाव्य को साधारण या सम्भव समझ ही नहीं पाते | 

यदि हम अपने ही प्रान्त की थोड़ी सी शिक्षिता महिलाओं पर 
दृष्टिपात करें, तो प्रत्यक्ष हो जायगा कि उन्होंने अधिकांश में नवीन 
दृष्टिकोण को ही स्वीकार कर घर-बाहर में एक सामज्ञस्य स्थापित करने 
का प्रयत्न किया है, चाहे परिणामतः वह प्रयत्न सफल रहा चाहे अस- 
कल, श्लाध्य समभा गया चाहे निन्द्य | इस युग में ऐसी शिक्षिता 
et कठिनता से मिलेगी जिसे गह में ऐसी ग्रात्मतुष्टि मिल गई हो 
जिसको पाकर जीबन के अनेक ्ाधातों को, जय-पराजयों को मनुष्य 
गर्व के साथ फेल लेता है। हमारी शिक्षित वहिनों में ऐसी भी हैं, जो 
केवल ग््हणीपन में सन्तोष न पाकर सावजनिक जीवन का उत्तरदा- 
यित्व भी सँभालती और कभी-कभी तो दूसरे कर्तव्य के पालन के लिए 
पहले की उपेक्षा करने पर भी बाध्य हो जाती हैं, ऐसी भी हैं जो अपनी 
सन्तान तथा TRA की ओर यथाशक्ति ध्यान देती हुई अन्य क्षेत्रों में 
भी कार्य करती रहती हैं, ऐसी भी हैं जो णहस्थ-जीवन तथा सावजनिक , 
जीवन के संघर्ष से भयभीत होने के कारण पहले जीवन को स्वीकार ही 
नहीं करतीं तथा ऐसी भी दुलभ नहीं जो समस्त शिक्षा का भार लिये 


CC-0. Gurukul Kangri Collection; SEDIT c i d 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७२ श्रृंखला 


घर में निष्क्रिय ओर खिन्न, समय व्यतीत करती रहती हैं | यदि स्त्रियों 
के लिए अपने व्यक्तिगत अनुभवों को हृदय में ही समाहित किये रहना 
स्वाभाविक न होता तो सम्भव हे समाज उनकी कठिनाइयाँ समझ 
सकता तथा उनके जीवन को अधिक सहानुभूति से देखना सीख 
सकता । परन्तु वतमान परिस्थितियों में उनके जीवन के विषय में 
भ्रान्तिमय धारणा वना लेना जितना सम्भव है उतना उन्हें उनके 
वास्तविक रुप में देखना नहीं | दरिद्र तथा श्रमजीवी इतर श्रोणी की 
स्त्रियों तक तो शिक्षा पहुँची ही नहीं है, परन्तु उनके सामने घर-वाहर 
की कोई समस्या भी नहीं हे । ऐसी कोई सामाजिक तथा सवजनिक 
परिस्थिति नहीं हे जिसमें वे पुरुष के साथ नहीं रह सकतीं, न ऐसी 
कोई णहस्थी या जीविका से सम्बन्ध रखने वाली समस्या है, जिसमें वे 
पुरुष की सहयोगिनी नहीं | 

यह घर तथा वाहर का प्रश्न केवल उच्च, मध्यम तथा साधारण 
वित्त वाले णहस्थों की स्त्रियों से सम्बन्ध रखता है तथा ऐसी ही परि- 
स्थितियों में सदा उन्हीं तक सीमित रहेगा । णह की व्यवस्था और 
सन्तान-पालन की किन सुविधाओं को ध्यान में रखकर कव किसने 
ऐसी सामाजिक व्यवस्था रची थी, इसकी खोज-हँ ढ तो हमारा कुछ, 
समाधान कर We सकती | विचारणीय यह है कि वर्तमान परिस्थि- 
तियों में क्या सम्भव है और क्या असम्भव | 

पुरुष की जिस मनोवृत्ति ने उसे स्री को अपने ऐश्वर्य की प्रदर्शिनी 


'बना कर रखने पर बाध्य किया उसीने कालान्तर में घर के कर्तव्यों 


से भी उसे अवकाश दे दिया | सम्पन्न कुलों में स्री को न सन्तान. 


को] विशेष, देख-रेख करनी पड़ती है ओर न ग्रह की व्यवस्था | वह. 


UO CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

की कड़ियाँ ७३ 
तो केवल स्वयं को aaa करके पति या पिता के घर का ग्रलङ्कार 
मात्र वनकर जीना जानती है; उसके लिए वाहर का संसार सजीव 
नहीं और न वह उसके लाभ के लिए कुछु श्रम करने को स्वच्छुन्द 
ही है । हममें से प्रायः सव ऐसी रानी-महारानी ओर ग्रन्य सम्पन्न घरों 
की स्त्रियों के जीवन से परिचित होंगे, जिन्हें सुवणं देवता की हृदय- 
हीन मूत्ति की उपासना के अतिरिक्त और किसी काय का ज्ञान नहीं | 
भाग्यवश इनमें से जो कुछ शिक्षिता भी हो सकी हैं इन्हें सावजनिक 
जीवन में कुछ कर सकने की स्वतन्त्रता उतनी नहीं मिल सकी जितनी 
मिलनी उचित थी | इस श्रेणी की स्त्रियों के निकट भोजन बनाने और 
सन्तान-पालन का गुणगान कुछ महत्व नहीं रखता क्योंकि उनके परिवार 
की प्रतिष्ठा के स्वर के साथ यह गुणगान बेसुरा ही जान पड़ेगा । 
मध्यम तथा निम्न मध्यम श्र णी के णहस्थ दम्पति भी जहाँ तक 
उनकी आर्थिक परिस्थिति सुविधा देती है इन कतव्यों से छुटकारा 
पाने का प्रयत्न करते रहते हैं और इन्हें प्रतिष्ठा में बाधक समझते 
हैं | फिर वतमान सुग की अनेक आर्थिक परिस्थितियों ने दास-दासियों 
को इतन सुलभ कर दिया हे कि ग्रहणी एक प्रकार से अपने उत्तरदा- 
freq से बहुत कुछ मुक्त हो गई हे । आज प्रायः वे परिस्थितियाँ नहीं 


मिलती, जिन्होंने पुरुष का कार्य-क्षेत्र वाहर और स्री का शह तक ही 


सीमित कर दिया था । यह हमारा अज्ञान होगा यदि हम समय की 
गति को न समभना चाहें ओर जीवन को उस गति के अनुरूप बनाने 
को अभिशाप समझे | 

जिस प्रकार सीधा पौधा कालान्तर में अ्रसंख्य शाखा-प्रशाखाओं 
तथा जड़ों के फैलाव से जटिल ओर See हो जाता है, उसी प्रकार | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७% श्रृंखला 


हमारा जीवन असंख्य कतंव्यों तथा सम्बन्धों का केन्द्र होकर पहले- 


जैसा सरल नहीं रह सका है | 
यह सत्य है कि समाज की विभिन्न परिस्थितियों, व्यक्तिगत स्वार्थ 
आर जीविका के ्रस्थिर साधनों ने मनुष्य के mue को छोटा कर 
दिया है, परन्तु इसीसे उसकी aag खी शक्तियों ने ओर भी अधिक 
aha db होकर घर से राष्ट्र तक या विश्व तक फैल कर श्रात्मतुष्टि 
को उतनी सुलभ नहीं रहने दिया, जितनी वह अतीत की सामाजिक, 
रॉजनीतिक या धार्मिक व्यवस्था में थी | 
आज मनुष्य की प्रवृत्ति,विश्वास का नहीं, तक का आश्रय लेकर 
चलना चाहती है ओर चल रही है, अतः वह व्यवस्थाय्रों का मूल्य 
भी ata लेना चाहती है जिनके विषय में युगों से किसी ने प्रश्न 
करने का साहस भी नहीं किया। जिस नरक, स्वग ने मनुष्य जाति 
पर इतने दिनों तक निरंकुश शासन किया उसका, आज के प्रतिनिधि 
युवक या युवती के निकट उतना भी मूल्य नहीं है जितना दादी-द्वारा 
कही गई गुलबंकावली की कहानी का; जिन भावनाओं ने असंख्य 
व्यक्तियों को घोर से घोरतर बलिदान के लिए प्रेरित किया उनको भी 
आज मनुष्य तक की कसोटी पर कसने ओर उपयोग की तुला पर 
तौलने के उपरान्त ही स्वीकार करना चाहता है; जिस धार्मिक ओर 
सामाजिक व्यवस्था के प्रति मनुष्यता ने सदा से मूक भाव से मस्तक 
WAT, आज उसी को अपने रहने की भिक्षा माँगनी पड़ रही है | 


- सारांश यह कि यह ऐसा युग है जिसमें मनुष्य सब वस्तुओं को तक के 
` द्वारा समझकेगा ओर उनकी उपयोगिता जान कर ही स्वीकार करेगा । 
` “ऐसा होता आया है इसीलिए. ऐसा होता रहना चाहिए? इस तक में 


)"Gurukal Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
a d ९9 
की कड़ियाँ x 


विश्वास करने वाले आज कम मिलेंगे और भविष्य में कदाचित्‌ 
मिलेंगे भी नहीं | 

stama भी इस वातावरण में विकास पाने कें कारण इन 
विशेषताओं से दूर नहीं रह सका ओर रहना स्वाभाविक भी नहीं कहा 
जा सकता था | इस तक-प्रश्त्ति को उसने अपनी बुद्धि के अनुसार ही 
ग्रहण किया है इसीसे हम इसे शिक्षित महिला-समाज में जिस रूप में 
पाते हैं, उसी रूप में अशिक्षिताओं में नहीं पाते । जिसे देखने का 
अवकाश तथा बुद्धि प्राप्त है, वह स्त्री देखती है कि उसके सहयोगी 
पुरुष के समय का अधिकांश बाहर ही व्यतीत होता है, वह भोजन 
या विश्राम के अतिरिक्त घर से ओर किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रखता 
तथा बाहर उपार्जित ख्याति को स्थिर रखने के लिए सन्तान ग्रौर 
उनके पालन तथा अपने विनोद के लिए पत्नी चाहता है | इसके विप- 
रीत स्त्री को इतनी ही स्वच्छुन्दता मिली है कि वह बाहर के जगत को 
केवल घर के भरोखे से कभी-कभी देख ले ओर मन में सदा यही 
विश्वास we कि वह कर्मक्षेत्र उसकी शक्तियों के अनुरूप कभी नहीं 
था और न भविष्य में कभी हो सकेगा । इस तक-प्रधान युग में ऐसी 
आशा करना कि सौ में से सो स्त्रियां इसपर कभी अलोचना न करेंगी, 
या इसके विपरीत सोचने का साहस न कर सकेगी भूल के अतिरिक्त 
और क्या कहा जा सकता है! कुछ स्त्रियों ने इसी युगान्तरदीध 
विश्वास को हृदय से लगाकर अपने असन्तोष को दबा डाला, कुछ 
असन्त॒ष्ट होने के अतिरिक्ति और कुछ न कर सकी ओर कुछ ने बाहर 


आकर कौठुक से बाह्य-जगत में अपनी शक्तियों को तोला। कौतूहलवश  _ 
बाहर के संघषमय चेत्र में प्रवेश करने वाली स्त्रियों की शक्ति का ऐसा . . ४: 


CC-0. Gurukul Kangri Collection; Haridw. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
७६ श्रृंखला 
परिचय मिला कि पुरुष-समाज ही नहीं, स्री भी अपने सामर्थ्यं पर 
विस्मित हो उठी | इतने दीर्घकाल तक निष्क्रिय रहने पर भी स्त्री ने 
सभी कार्य-चेत्ों मे पुरुष के समान ही सफलता पा ली । यह श्रव तक 
प्रत्यक्ष हो चुका है कि वह अपनी कोमल भावनाओं को जीवित रख 
कर भी कठिन से कठिन उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सकती है, दुबह 
से दुर्बह कतेव्य का पालन कर सकती है और दुर्गम से दुगम ma 
में ठहर सकती है शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार की 
शक्तियों का उसमें ऐसा सामज्ञस्य है, जो उसे कहीं भी उपहासास्पद न 
बनने देगा । ऐसी दशा में यह समस्या कि बह अपना कार्यक्षेत्र घर 
बनावे या बाहर, ओर भी श्रधिक जटिल हो उठी है | 

भिन्न-भिन्न देशों ने उसे अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार 
सुलझाया है, परन्तु सभी ने स्री को उसकी खोई स्वतन्त्रता लोटा देने 
का प्रयत्न अवश्य किया है | हमारे देश में अभी न उनमें पूर्ण जाशति 
है और न इस प्रश्‍न का कोई समाधान ही आवश्यक जान पड़ा है। 
हम अपने प्राचीनतम त्रादर्शा को हृदय से लगाये भयभीत से बैठे उस 
दिन के कभी न आने की कामना में लगे हुए हैं, जव स्त्री रसोई-घर 
के gu से लाल आँखो में विद्युत भर पुरुष से पूछ बैठेगी--क्या मुझसे 
केवल यही काम हो सकता है ? इस दिन को रोकने के लिए. हम कभी- 
उन महिलाओं पर श्रनेक प्रकार के लाञ्छुन लगाने से भी नहीं चूकते 
जिन्होंने अपनी शक्तियों को किसी अन्य काय में लगाना ग्रच्छा 


४... समझा। परन्तु उन उपायों से हम कब तक इस समस्या को भुला 
` रखने में समथ रह सकेंगे, यही प्रश्न है । समाज को किसी न किसी 


दिन सत्री के श्रसन्तोष को सहानुभूति के सांथ समक कर उसे ऐसा 


es CC-0. Gurgkul Karigri Collection, Haridwar 


e 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
की कड़ियाँ ७७ 
उत्तर देना होगा जिसे पाकर वह अपने आपको उपेक्षित न माने और 
जो उसके मातृत्व के गौरव को अन्लुए्ण रखते हुए भी उसे नवीन युग 
-की सन्देश-वाहिका वना सकने में समर्थ हो | 

हम स्त्री के जीवन को, चारों ओर फैली हुई जटिलता में भी, आदिम 
काल के जीवन जैसा सरल वना कर रखना चाहते हैं, परन्तु यह तो 
समाज तथा राष्ट्र के विकास की दृष्टि से सम्भव नहीं | वह घर में अन्न- 
पूर्णा वने या न वने, केवल यही प्रश्न नहीं है प्रत्युत्‌ यह भी समस्या 
है कि यदि वह अपने वात्सल्य के कुछ अंश को बाहर के संसार को 
देना चाहे तो घर उसे ऐसा करने की स्वतन्त्रता देगा या नहीं ओर 
यदि देगा तो किस मूल्य पर ? जब स्त्रियों को, सुशिक्षिता वनने के लिए 
सुविधाएं देने की चर्चा चली तो बहुत से व्यक्ति agar बनने को 
दौड़ पड़े थे | यह कहना तो कठिन है इस प्रयत्न में कितना अंश अपनी 
ख्याति की इच्छा का था और कितना केवल. स्त्रियों के प्रति सहानुभूति 
का; परन्तु यह हम अवश्य कह सकते हैं कि ऐसे सुधारप्रिय व्यक्तियों 
का दृष्टिकोण भी संकुचित ही रहा | उन्होंने वास्तव में यह नहीं देखा 
कि वौद्धिक विकास के साथ feat में स्वभावतः अपने अधिकारों ओर 
'कतव्यों को फिर से जाँचने की इच्छा जाएत हो जायगी तथा वे धर के 
वाहर भी कुछ विशेष अधिकार और उसके अनुरूप WIS करने की 
सुविधाएँ चाहेंगी | ऐसी परिस्थिति में युगों से चली आने वाली 
व्यवस्था के रूप में भी कुछ अन्तर श्रा सकता हे । 


अपनी असीम विद्या-बुद्धि का भार लिये हुए एक स्त्री किसी के - FE 


गह का अलङ्कार मात्र बन कर सन्तुष्ट हो सकेगी, ऐसी आशा दुराशा. 
के अतिरिक्त और क्या हो सकती थी | वतमान युग के पुरुष ने स्त्री के 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


P 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
we श्रृंखला 
वास्तविक रूप को न कभी देखा था, न वह उसकी कल्पना कर सका । 
उसके विचार में स्री के परिचय का आदि अन्त इससें अधिक और 
कया हो सकता था कि वह किसी की पत्नी हे । कहना नहीं होगा कि 
इस धारणा ने ही इतने असन्तोष को जन्म देकर पाला Alt पालती 
जा रही है | 

स्त्रियों के उज्ज्वल भविष्य को श्रपेक्षा रहेंगी कि उसके घर और 
बाहर में ऐवा सामज्ञस्य स्थापित हो सके, जो उसके कतंव्य को केवल 
घर या केवल वाहर ही सीमित न कर दे । ऐसी सामज्ञस्यपूर स्थिति 
के उत्पन्न होने में अभी समय लगेगा ओर सम्भव है यह मध्य का 
समय हमारी क्रमागत सामाजिक व्यवस्था को कुछ डावाँडोल भी कर दे, 
परन्तु निराशा को जन्म देने वाले कारण नहीं उत्पन्न होना चाहिए | 


Ded 2 CO. Gürükal Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ 


ed 


समय की गति के अनुसार न बदलने बाली परिस्थितियों ने स्त्री 
के हृदय में जिस विद्रोह का अंकुर जम जाने दिया है उसे बढ़ने का 
अवकाश यही घर-वाहर की समस्या दे रही है। जब तक समाज का 
इतना आवश्यक श्रङ्ग अपनी स्थिति से भ्रसन्तुष्ट तथा अपने कतव्य से 
विरक्त है, तब तक प्रयत्न करने पर भी हम अपने सामाजिक जीवन में 
सामञ्जस्य नहीं ला सकते | केवल स्त्री के दृष्टिकोण से ही नहीं, वरन्‌ 
हमारे सामूहिक विकास के लिए भी यह आवश्यक होता जा रहा है 
कि खत्री घर की सीमा के बाहर भी अपना विशेष कार्यक्षेत्र चुनने को 
स्वतन्त्र हो। णह की स्थिति भी तभी तक निश्चित है जब तक हम 
ग्रहिणी की स्थिति को ठीक-ठीक समभ कर उससे सहानुभूति रख सकते 
हैं और समाज का वाताबरण भी तभी तक सामञ्जस्यपूणं है, जब तक 
aft तथा पुरुष के कतव्यों में सामञ्जस्य है । A 

आधुनिक युग में घर से बाहर भी ऐसे श्रनेक चेत्र हैं, जो स्त्री के . * 
सहयोग की उतनी ही अपेक्षा रखते हैं, जितनी पुरुष के सहयोग की। 00 
राजनीतिक व्यवस्थाओं तथा AA सावजनिक कार्यों में पुरुष का सहयोग 


RS 
Bd 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haidar, e Me SRC 


D 
= +. 
* 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


<o शृंखला 


देने के अतिरिक्त समाज की अन्य ऐसी अनेक आवश्यकताए हें जो 
स्री से सहानुभूति और स्नेहपूर्ण सहायता चाहती हैं। उदाहरण के 
लिए हम शिक्षा के क्षेत्र को ले सकते हैं | हम अपनी आगामी पीढ़ी 
को निरक्षरता के शाप से बचाने के लिए अधिक से अधिक शिक्षालयों 
की आवश्यकता का अनुभव कर रहे हैं। आज भी श्रमजीवियों को 
छोड़कर प्रायः अन्य सभी अपने एक विशेष अवस्था वाले छोटे-छोटे 
बालक-वालिकाओं को ऐसे स्थानों में भेजने के लिए बाध्य होते हैं, 
जहाँ या तो दण्डधारी, कठोर श्राकृतिवाले जीवन से sarge गुरू जी 
या अनुभवहीन हटी कुमारिकाएं उनका निष्ठुर स्वागत करती हैं ! 


-एक विशेष अवस्था तक वालक-वालिकाओं को स्नेहमयी शिक्षिकाओं 


का सहयोग जितना अधिक मिलेगा, हमारे भावी नागरिकों का जीवन 


saa ही अधिक सुन्दर साँचे में ढलेगा। हमारे बालकों के लिए 


कठोर शिक्षक के स्थान में यदि ऐसी स्त्रियाँ रहें, जो स्वयं माताए भी 
हों तो क्रितने ही बालकों का भविष्य इस प्रकार नष्ट न हो सकेगा जिस 
प्रकार आजकल हो रहा है | एक अवोध वालक या बालिका को हम 
एक ऐसे कठोर तथा अस्वाभाविक वातावरण में रख कर विद्वान या 
विदुषी बनाना चाहते हैँ, जो उसकी आवश्यकता, उसकी स्वाभाविक 
Sa लता तथा स्नेह-ममता की भूख से परिचित नहीं, अतः अन्त में हमें 
या तो डर से सहमे हुए, या उद्दण्ड विद्यार्थी ही प्रास होते हैं । 

यह fraler सत्य है कि बालकों की मानसिक शक्तियाँ स्त्री के 


. स्नेह की छाया में जितनी पुष्ट श्रौर विकसित हो सकती हैं, उतनी 
: ` किसी अन्य उपाय से नहीं | पुरुष का अधिक सम्पक तो बालक को 


असमयः ही कठोर ओर सतक सा बना देता है | 


Jb eo eto: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


w 


की कड़ियाँ ९ 


यहाँ यह प्रश्‍न हो सकता है कि यदि बालक-वालिका्रों को स्त्री के 
aaa की छाया में ही पालना उचित है तो उनकी प्रारम्भिक शिक्षा 
का भार माता पर ही क्यों न छोड़ दिया जावे | वे एक विशेष अवस्था 
तक माता की देख-रेख में रह कर तव किशोरावस्था में विद्यालयों में 
पहुँचाये जावें तो क्या हानि हैं 2 
इस प्रश्‍न का उत्तर बहुत ही सरल है | मनुष्य ऐसा सामाजिक 
प्राणी है, जिसे केवल अपना स्वाथ नहीं देखना है, जिसे समाज के 
बड़े अंश को लाभ पहुँचाने के लिए कभी-कभी अपने लाभ को भूलना 
पड़ता है, अपनी इच्छाओं को नष्ट कर देना होता हे ओर अपनी 
प्रवृत्तियों का नियन्त्रण करना पड़ता e । परन्तु यह सामाजिक प्राणी 
के qur, जो दो व्यक्तियों को प्रतिद्वन्द्वी न बनाकर सहयोगी वना सकते 
थे, तभी उत्पन्न हो सकते हैं जब उन्हें बालकपन से समूह में पाला 
जावे | जो वालक जितना अधिक ग्रकेला रक्‍खा जायगा, उसमें अपनी 
gaai कें दमन की, स्वार्थ को भूलने की, दूसरों को सहयोग देने 
तथा पाने की शक्ति उतनी ही अधिक दुर्बल होगी | ऐसा वालक कभी 
सच्चा सामाजिक व्यक्ति वन ही न सकेगा | मनुष्य क्या पशुओं में भी 
बचपन के संसग से ऐसा स्नेह-सौहाद्र उत्पन्न हो जाता है जिसे देखकर 
विस्मित होना पड़ता है | जिस सिंह-शावक को बकरी के बच्चे के साथ 
पाला जाता है, वह बड़ा होकर भी उससे शत्र ता नहीं कर पाता | 
अकेले पाले जाने के कारण ही हमारे यहाँ बड़े आदमियों के 
वालक बढ़ कर खजूर के वृक्ष के समान अपनी छाया तथा फल दोनों 
ही से area व्यक्तियों को एक प्रकार से बञ्चित कर देते हैं! उनमें बह. 
गुण उत्पन्न ही नहीं हो पाता जो सामाजिक प्राणी के लिए अनिवाय 
द 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
८२ श्रृंखला 
है | न उनको वचपन से सहानुभूति के आदान-प्रदान को आवश्यकता 
का अनुभव होता है न सहयोग का। वे तो दूसरों का सहयोग अन्य 
आवश्यक IA के समान खरीद कर ही प्राप्त करना जानते हैं; 
स्वेच्छा से मनुष्यता के नाते जो ्ादान-प्रदान, धनी-निधन, सुखी-दुखी 
के बीच में सम्भव हो सकता हे उसे जानने का ्रवकाश ही उन्हे 
नहीं दिया जाता | विना किसी भेद-भाव के धूल-मिट्टी, आँधी-पानी, 
गर्मी-सदी में साथ खेलगे वाले बालकों का एक दूसरे के प्रति जो भाव 
रहता टै, वद किसी ate परिस्थिति में उत्पन्न ही नहीं किया जा सकता | 

तके अतिरिक्त प्रत्येक माता को केवल उसी की सन्तान का 
संरक्षण सौंप देने से उसके स्वाभाविक स्नेह को सौमित कर देना 
होगा | जिस जल के दोनों ओर कच्ची मिट्टी रहती हे बह उसे भेदकर 
दूर तक Tal को सींच सकता है, परन्तु जिसके चारों ओर हमने 
चूने की पक्की दीवार खड़ी कर दी है वह अपने तट को भी नहीं गीला 
कर सकता | माता के स्नेह की यही दशा है । अपनी सन्तान कें प्रति 
माता का ्रधिक स्नेह स्वाभाविक ही है, परन्तु निरन्तर अपनी सन्तान 
के स्वाथ का चिन्तन उसमें इस सीमा तक विकृति उत्पन्न कर देता है 
कि बह अपने सहोदर या सहोदरा की सन्तान के प्रति भी निष्ठुर हो 
उठती है | 

वालक-बालिकाओं के समान ही किशोरवयस्ककन्याओं और युव- 
तियों की शिक्षा के लिए भी हमें ऐसी महिलाओं की आवश्यकता 
> होंगी, जो उन्हे णहिणी के गुण तथा ग्रहस्थ-जीवन के लिए उपयुक्त 
कतव्यों की शिक्षा दे सकें | वास्तव में ऐसी शिक्षा उन्हीं के द्वारा दी 
जानी चाहिए, जिन्हें गरह-जीवन का अनुभव हो और जो स्वयं माता 


कक 6¢-0:.Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SER rr 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ GR 
हों । आजकल हमारे शिक्षा-क्षेत्र में विशेष रूप से वे ही महिलाएँ 
कार्य करती हैं, जिन्हें न हमारी संस्कृति का ज्ञान है, जीवन का | 
अतः हमारी कन्याएं अविवाहित जीवन का ऐसा सुनहला स्वप्न लेकर 
लोटती हैं जो उनके ग्रह-जीवन को अपनी तुलना में कुछ भी सुन्दर 
नहीं ठहरने देगा | सम्भव हे, उस जीवन को पाकर वे इतनी प्रसन्न 
न होतीं, परन्तु उसकी सम्भावित स्वच्छुन्दता उन्हे गृह के बन्धनो 
से विरक्त किये बिना नहीं रहती । 

जब तक हम अपने यहाँ की ग्हिणियों को वाहर आकर इस क्षेत्र 
में कुछ करने की स्वतन्त्रता न देंगे, तब तक हमारी शिक्षा में व्याप्त 
विष बढ़ता ही जायगा | केवल गाहंस्थ्य-शास्त्र या सन्तान-पालन-विष- 
यक पुस्तकें पढ़कर कोई किशोरी णह से प्रेम करना नहीं सीख जाती | 
इस संस्कार को हृढ़ करने के लिए ऐसी स्त्रियों के सजीव उदाहरण की 
आवश्यकता है, जो ग्राकाश के मुक्त वातावरण में स्वच्छुन्द भाव से 
अधिक से अधिक ऊंचाई तक उड़ने की शक्ति रख कर भी बसेरे को 
प्यार करने वाले पक्षी के समान काय-त्तेत्र में स्वतन्त्र परन्तु घर के 
MEIT से बंधी हों | स्री को बाहर कुछ भी कर सकने का अवकाश 
नहीं है और बाहर कार्य करने से घर की मर्यादा नष्ट हो जायगी, इ 
पुरानी कहानी में विशेष तत्व नहीं है ओर हो भी तो नवीन युग उसे 
स्वीकार न कर सकेगा | यदि किसान की स्त्री घर में इतना परिश्रम 
करके, खेती के अनेक कामों में पति का हाथ बटा सकती है या साधा- 
रण श्र णी के श्रमजीवियों की स्त्रियाँ घर-वाहर के कार्यों में सामज्ञस्य 
स्थापित कर सकती हैं और उनका घर वन नहीं बन जाता तो हमारे .. 
यहाँ अन्य feat भी अपनी शक्ति, इच्छा तथा श्रवकाश.के अनुसार 5४० 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar A 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८४ श्रृंखला 

चर से वाहर कुछ कर करने के लिए स्वतन्त्र हैं। अवकाश के समय 
का दुरुपयोग वे केवल अपनी प्रतिष्ठा की मिथ्या भावना के कारण ही 
करती हैं और इस मिथ्या भावना को हम वालू की दीवार की तरह 
गिरा सकते हैं | यह सत्य है कि हमारे यहाँ सुशिक्षिता feat कम हैं 
जो शिक्षा के क्षेत्र में तथा घर में समान रूप से उपयोगी सिद्ध हों सकती 
हों, परन्तु यह भी कम सत्य नहीं कि हमने उनकी शक्तियों को नष्ट-भ्रष्ट 
कर उनके जीवन को पंगु बनाने में कोई कसर नहीं रक्खी | यदि वे 
अपनी वाहनों तथा उनकी सन्तान के लिए शिक्षा के चेत्र में कुछ कार्य 
करें तो उन्हें घर जीवन भर के लिए निर्वान का दरड देगा, जो 
साधारण सत्री वे लिए सबसे अधिक कष्टकर दण्ड है | यदि वे जीवन- 
भर कुमारी रहकर सन्तान तथा सुखी ग्रहस्थी का मोह त्याग सके तो 
इस चेत्र में उन्हें स्थान मिल सकता है अन्यथा नहीं | बिवाह करते ही 
सुखी णहस्थी के स्वप्न सच्ची हथकड़ी-वेड़ी वनकर उनके हाथ पैर ऐसे 
जकड़ देते हैं कि उनमें जीवनशक्ति का प्रवाह ही रुक जाता है | किसी 
बड़भागी के सौभाग्य का साकार प्रमाण बनने के उपलक्ष्य में वे घूमने 
के लिए कार पा सकती हैं, पालने के लिए बहुमूल्य कुत्ते विल्ली म॑ गा 
सकती हैं और इससे अवकाश मिले तो बड़ी-वड़ी पार्टियों की शोभा 
बढ़ा सकती हैं, परन्तु काम करना, चाहे वह देश कें असंख्य वालकों 
को मनुप्य बनाना ही क्यों न हो, उनके पति की प्रतिष्ठा को आमूल 
नष्ट कर देता है | इस भावना ने स्त्री के मर्म में कोई ठेस नहीं पहुँचाई 
है, यह कहना असत्य कहना होगा, क्योंकि उस दशा में बिवाह से विरक्त 
युवतियों की इतनी अधिक संख्या कभी नहीं मिलती | कुछ व्यक्तियों 
में बाताबरण के अनुकूल वन जाने की शक्ति अधिक होती दै श्रौर कुछ 


: €C-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ld 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ ८५ 
में कम, इसी से किसी का जीवन निरानन्द नहीं हो सका और किसी 
का सानन्द नहीं वन सका | परन्तु परिस्थितियाँ प्रायः एक-सी ही रहीं | 

आधुनिक शिक्षाप्राप्त faat अच्छी णहिणियाँ नहीं बन सकतीं; 
यह प्रचलित धारणा पुरुष के दृष्टिविन्दु से देखकर ही वनाई गई हे, at 
की कठिनाई को ध्यान में रखकर नहीं | एक ही प्रकार के वातावरण 
में पले ओर शिक्षा पाये हुए पति-पत्नी के जीवन तथा परिस्थितियों की 
यदि हम तुलना करें तो सम्भव है आधुनिक शिक्षित स्त्री के प्रति कुछ 
सहानुभूति का अनुभव कर सके | विवाह से पुरुष को तो कुछ छोड़ना 
नहीं होता और न उसकी परिस्थितियों में कोई श्रन्तर ही आता है, 
परन्तु इसके विपरीत स्त्री के लिए विवाह मानों एक परिचित संसार 
छोड़ कर नवीन संसार में जाना है, जहाँ उसका जीवन सवथा नवीन 
होगा | पुरुष के मित्र, उसकी जीवनचर्या, उसके कत्तव्य सब पहले जैसे 
ही रहते हैं ओर वह ग्रलुदार न होने पर भी शिक्षिता पत्नी के परि- 
चित मित्रों, अध्ययन तथा अन्य परिचित दैनिक कार्यों के अभाव को 
नहीं देख पाता | साधारण परिस्थिति होने पर भी घर में इतर कार्यों 
से at को अवकाश रहता है, संयुक्त कुटुम्ब न होने से बड़े परिवार 
के प्रवन्ध की उलभने भी नहीं घेरे रहती, उसके लिए पुरुष-मित्र 
ब्ज्य हैं, और उसे मित्र बनाने के लिए शिक्षिता स्त्रियाँ कम मिलती 
हैं, अतः एक बिचित्र अभाव का उसे बोध होने लगता है | कभी-कभी 
पति के, ग्राने-जाने जैसी छोटी बातों में, वाधा देने पर वह विरक्त भी 
दो उठती है | अच्छी wat कहलाने के लिए उसे केवल पति की 
इच्छा के ्रनुसार कार्य करने तथा मित्रों और कर्त्तव्य से अवकाश के 
समय उसे प्रसन्न रखने के अतिरिक्त और विशेष कुछ नहीं करना होता, | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . ° E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
८६ श्रुंखला 
परन्तु यह छोटा-सा HAST उसके मदान अभाव को नहीं भर पाता | 

ऐसी शिक्षिता महिलाओं के जीवन को अ्रधिक उपयोगी वनाने 
तथा उनके कर्तव्य को अधिक मधुर बनाने के लिए हमें उन्हें वाहर 
भी कुछ कर सकने की स्वतन्त्रता देनी होगी उनके लिए घर-वाहर 
की समस्या का समाधान AJAR ही नहीं अनिवार्य है, अन्यथा 
उनके मन क्री ग्रशान्ति घर की शान्ति ओर समाज का स्वस्थ वाता- 
बरण नष्ट कर देगी | हमें वादर भी उनके सहयोग की इतनी ही आव- 
श्यकता है जितनी घर में, इसमें सन्देह ul | 

शिक्षा के क्षेत्र के समान चिकित्सा के क्षेत्र में भी स्त्रियों का सह- 
योग वाउ्छुनीय है | हमारा स्त्री-समाज कितने रोगों से जजर हो रहा 
है, उसकी सन्तान कितनी अधिक संख्या में ग्रसमय ही काल का ग्रास 
बन रही है, यह पुरुष से अधिक स्त्री की खोज का विषय है | जितनी 
अधिक सुयोग्य fen इस क्षेत्र में elt उतना ही अधिक समाज का 
लाभ होगा । स्त्री में स्वाभाविक कोमलता पुरुष की अपेक्षा अधिक 
होती है, साथ ही पुरुष के समान व्यवसाय-बुद्धि प्रायः उसमें नहीं रहती, 
अतः वह इस कार्य को अधिक सहानुभूति तथा स्नेह के साथ कर 
सकती हे | अपने सहज cg तथा सहानुभूति के कारण ही रोगी की 
परिचर्या के लिए नसं ही रखी जाती है। यह सत्य है कि न सब पुरुप | 
ही इस काय के उपयुक्त होते हैं और न सब स्त्रियां, परन्तु जिन्हें इस 
गुरुतम कत्त व्य के लिए रुचि और सुविधाएँ दोनों ही मिली हैं, उन 


स्त्रियों का इस क्षेत्र में प्रवेश करना उचित ही होगा । कुछ इनी-गिनी 


स्त्री-चिकित्सक हैं भी, परन्तु समाज अपनी आवश्यकता के समय ही 
x e 
उनसे सम्पक LAAT है | उनका शिक्षिकाग्रो से अधिक वहिष्कार है, 


as NE €c-0 Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ ८७ 
कम नहीं | ऐसी महिलाओं में से, जिन्होंने सुयोग्य और सम्पन्न व्यक्तियों 
से विवाह करके वाहर के वातावरण की नीरसता को घर की सरसता से 
मिलाना चाहा, उन्हें प्रायः असफलता ही प्राप्त हो सकी | उनका इस 
प्रकार घर की सीमा से बाहर काय करना पतियों की प्रतिष्ठा के अनु- 
कूल न सिद्ध हों सका, इसलिए अन्त में उन्हें अपनी शक्तियों को घर 
तक ही सिमित रखने के लिए बाध्य होना पड़ा | वे पारिवारिक जीवन 
में कितनी सुखी हुई, यह कहना तो कठिन है, परन्तु उन्हें इस प्रकार 
खोकर स्त्री-समाज अधिक प्रसन्न न हो सका। यदि wet प्रतिष्ठा 
की भावना इस प्रकार बाधा न डालती ओर वे अवकाश के समय का 
कुछ अंश इस कतंव्य के लिए भी रख सकतीं तो अ्रवश्य ही समाज 
का अधिक कल्याण होता | 

चिकित्सा के समान कानून का क्षेत्र भी स्त्रियों के लिए उपेक्षणीय 
नहीं कहा जा सकता | यदि स्त्रियों में ऐसी वहिनों की पर्याप्त संख्या 
रहती, जिनके निकट कानून एक विचित्र वस्तु न होता तो उनकी इतनी 
अधिक दुर्दशा न हो सकती | स्त्री-समाज के ऐसे प्रतिनिधि न होने के 
कारण ही किसी भी विधान में, समय तथा स्त्री की स्थिति के अनुकूंल 
कोई परिवर्तन नहीं हो पाता और न साधारण fena अपनी स्थिति से 
सम्बन्ध रखनेवाले किसी कानून से परिचित ही हो सकती हैं | साधारण 
स्त्रियों की बात तो दूर रदी, शिक्षिताएं भी इस आवश्यक विषय से 
इतनी अनभिज्ञ रहती हैं कि अपने अधिकार ओर स्वत्वों में विश्वास 
नहीं कर पातीं | wei की संख्या में वकील ओर बैरिस्टर बने हुए 
पुरुषों के मुख से इस कार्य को आत्मा का हनन तथा असत्य का. 
पोषण सुन-सुन कर उन्होंने असत्य को इस प्रकार त्यागा कि सत्य को 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar É 


n : Ms RM 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
८८ श्रृंखला 
भी न वचा सकीं | वास्तव में ऐसे विषयों में स्त्री की श्रज्ञता उसी की 
स्थिति को दुबल वना देती हैं, क्योंकि उस दशा में न वह अपने अधि- 
कांश का सच्चो रूप जानती है और न दूसरे के स्वत्वों का, जिससे 
पारस्परिक सम्वन्ध में सामञ्जस्य उत्पन्न हो ही नहीं पाता | वकील, 
वैरिस्टर महिलाओं की संख्या तो बहुत ही कम है और उनमें भी कुछ 
ही ग्हजीवन से परिचित = | 

प्रायः पुरुष यह कहते सुने जाते हैं कि बहुत पढ़ी-लिखी या कानून 
जानने वाली स्त्री से विवाह करते उन्हें भय लगता हे | जव एक 
निरक्षर स्त्री बड़े से बड़े विद्वान से, कानून का एक शब्द न जाननेवाली 
वकील या वैरिस्टर से ate किसी रोग का नाम भी न वता सकनेवाली 
वड़े से बड़े डाक्टर से विवाह करते भयभीत नहीं होती तो पुरुष ही 
अपने समान बुद्धिमान तथा विद्वान्‌ स्त्री से विवाह करने में क्यों भय- 
भीत होता है ? इस प्रश्‍न का उत्तर पुरुष के उस स्वार्थ में मिलेगा जो 
स्त्री से ्रन्धभक्ति तथा मूक अनुसरण चाहता है । विद्या-बुद्धि में जो 
उसके समान होगी, वह अपने अधिकार के विषय में किसी दिन भी 
प्रश्‍न कर ही सकती है; सन्तोषजनक उत्तर न पाने पर विद्रोह भी कर 
सकती है, अतः पुरुष क्यों ऐसी स्त्री को सङ्गिनी बनाकर अपने साम्राज्य 
की शान्ति भंग करें जव कभी किसी कारण से वह ऐसी जीवन- 
सङ्किनी चुन भी लेता हे तो सब प्रकार के कोमल कठोर साधनों से उसे 
अपनी छाया मात्र बनाकर रखना चाहता है, जो प्रायः सम्भव नहीं होता । 
इन कार्यक्षेत्रो के अतिरिक्त स्त्री तथा वालों के लिए अन्य उपः 
योगी संस्थाओं की स्थापना कर उन्हें सुचारु रूप से चलाना, स्त्रियों में 
सङ्गठन की इच्छा उत्पन्न करना, उन्हें सामयिक स्थिति से परिचित 


SO Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Re 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कडियाँ ट्र 
कराना ग्रादि काय भी स्त्रियों के ही हैं ओर इन्हें वे घर से बाहर जाकर 
ही कर सकती हैं | इन सब कार्यों के लिए स्त्रियों को अधिक संख्या में 
सहयोग देना होगा, अतः यह ग्राशा करना कि ऐसे बाहर कें उत्तर- 
दायित्व को स्वीकार करने वाली सभी Raat परिवार को त्याग, T- 
जीवन से विदा लेकर वौद्ध मिक्नुणी का जीवन व्यतीत कर, अन्याय ही 
है । कुछ स्त्रियाँ ऐसा जीवन भी विता सकती हैं, परन्तु अन्य सवको घर 
गर वाहर सब जगह कार्य करने की स्वतन्त्रता मिलनी ही चाहिए | 

इस सम्बन्ध में आपत्ति की जाती है कि जब स्त्री अपना सारा 
समय घर की देख-रेख और सन्तान के पालन के लिए नहीं दे सकती 
तो उसे गृहिणी बनने की इच्छा ही क्यों करनी चाहिए | इस 
आपत्ति को निराकरण तो हमारे समाज की सामयिक स्थिति ही कर 
सकती है | स्त्री के ग्रहस्थी के प्रति कतव्य की मीमांसा करने कें 
पहले यदि हम यह भी देख लेते कि आजकल का व्यस्त पुरुष पत्नी 
ओर सन्तान के प्रति ध्यान देने का कितना अवकाश पाता है तो ग्रच्छा 
होता | जिस श्रेणी की स्त्रियों को बाहर भी कुछ कर सकने का अवकाश 
मिलता है उनके डाक्टर, वकील या प्रोफेसर पति अपने दैनिक कार्य, 
सावंजनिक कतव्य तथा मित्रमणडली से केवल रात के वसेरे के लिए 
ही अवकाश पाते हैं और यदि मनोविज्ञान से श्रपरिचित पत्नी ने उस 
समय घर या सन्तान की कोई चर्चा छेड़ दी तों या तो उनके दोनों नेत्र 
नींद से मुं द जाते हैं या तीसरा क्रोध का नेत्र खुल जाता है । 

परन्तु ऐसी RR को जब हम अन्य सावजनिक कार्यों से भाग 
लेने के लिए ्रामन्त्रित करेंगे तव समाज की इस CET का कि इनकी 
सन्तान की FAT दशा होगी, उत्तर भी देना होगा | स्त्री बाहर भी अपना 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Zo श्रृंखला 


कार्यक्षेत्र बनाने के लिए स्वतन्त्र हो और यह स्वतन्त्रता उसे निर्वासन 
का दणड न दे सके, इस निष्कर्ष तक पहुँचने का यह A थ नहीं है कि 
ef प्रत्येक दशा में सार्वजनिक कतव्य के वन्धन से मुक्त न हो सके | 
ऐसी कोई माता नहीं होती, जो श्रपनी सन्तान को अपने प्राण के 
समान नहीं चाहती । पुरुष के लिए वालक का वह महत्व नहीं है, जो 
स्री के लिए है, aaga यह सोचना कि माता अपने शिशु के सुख की 
बलि देकर TEX कार्य करेगी, मातृत्व पर कलङ्क लगाना है | आज 
भी सावजनिक क्षेत्रों में कुछ सन्तानवती स्त्रियाँ कार्य कर रही हैं और 
निश्चय ही उनकी सन्तान कुछ न करनेवाली स्त्रियों की सन्तान से 
अच्छी ही हैं | कैसा भी व्यस्त जीवन विताने वाली श्रान्त माता अपने 
रोते हुए वालक को हृदय से लगाकर सारी क्लान्ति भूल सकती है, 
परन्तु पुरुष के लिए ऐसा कर सकना सम्भव ही नहीं है | फिर केवल 
हमारे समाज में ही माताएँ नहीं हैं और ऐसे देशों में भी हैं, जहाँ 
उन्हें ओर भी उत्तरदायित्व सँभालने होते हैं । हमारे देश में भी साधा- 
रण स्त्रियां मातृत्व को ऐसा भारी नहीं समभतीं | ञ्रावशयकता केबल 
इस वात की है कि पुरुष पक्ष काटकर सोने के पिञ्जर में बन्द पक्षी के 
समान स्त्री को अपनी मिथ्या प्रतिष्ठा की बन्दिनी न बनावे | यदि 
विवाह साबंजनिक जीवन से निर्वासन न बने तो निश्चय ही स्त्री इतनी 
दयनीय न रह सकेगी । घर से बाहर भी अपनी रुचि, शिक्षा और 
अवकाश के अनुरूप जो कुछ वह करना चाहे उसमें उसे पुरुष के 
सहयोग और सहानुभूति की अवश्य ही अपेक्षा रहेगी और पुरुप यदि 
अपनी वंशक्रमागत अधिकारयुक्त ग्रनुदार भावना को छोड़ सके तो 


` बहुत सी कठिनाइयाँ स्वयं ही दूर हो जावेंगी | 


ONS 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


he 


aw rrr 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a कड़ियाँ 


[est d 


वाहर के सावजनिक कार्यों के अतिरिक्त और भी ऐसे क्षेत्र हैं 
जिनमें स्त्री घर में रद्द कर भी वहुत कुछ कर सकती है | उदाहरण के 
लिए हम साहित्य के क्षेत्र को ले सकते हैं जिसके निर्माण में स्त्री का 
सहयोग व्यक्ति और समाज दोनों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा । यदि 
पुरुष साहित्य के निर्माण को अपनी जीविका का साधन बना सकता है 
तो स्त्री के लिए भी यह कायं सङ्कोच का कारण क्यों बन सकेगा ! 
यदि वैयक्तिक दृष्टि से देखा जावे तो इससे स्त्री के जीवन में अधिक 
उदारता और समवेदनशीलता AT सकेगी, उसकी मानसिक शक्तियों 
का अधिक से अ्रधिक विकास हो सकेगा तथा उसे अपने कतव्य की 
गुरुता का भार, भार न जान पड़ेगा। यदि सामाजिक रूप से इसकी 
उपयोगिता जाँची जावे तो हम देखेंगे कि स्त्री का साहित्यिक सहयोग 
साहित्य के एक आवश्यक As की पूति करता है | साहित्य यदि स्त्री 
के सहयोग से शून्य हो तो उसे आधी मानव-जाति के प्रतिनिधित्व से ` 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar js * Bee pies 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

श्रृंखला 
ट्र Em i 
शूत्य समझना चाहिए | पुरुष के द्वारा नारी का चरित्र आधक आदश 
वन सकता है, परन्तु अधिक सत्य नहीं; विकृति के अधिक निकट 
पहुँच सकता ढे, परन्तु यथार्थ के अधिक समीप नहीं । पुरुष के लिए 
नारीत्व कल्पना है परन्तु नारी के लिए अनुभव | अतः अपन जीवन 
का जैसा सजीव चित्र वह हमें दे सकेगी वैसा पुरुष बहुत साधना के 


उपरान्त भी शायद ही दे सके | 

महिला-साहित्य के अतिरिक्त वाल-साहित्य के निर्माण की भी वह 
पुरुष की अपेक्षा अधिक अधिकारिणी है, कारण, बालकों की श्राव- 
श्यकताओं का, उनकी भिन्न-भिन्न मनोवृत्तियो का जैसा प्रत्यक्षीकरण 
माता कर सकती है वैसा पिता नहीं कर पाता | वालक के शरीर और 
मन दोनों के विकास के क्रम जैसे उसके सामने आते रहते हैं वैसे ओर 
किसी कें सामने नहीं | अतः वह, प्रत्येक पौधे के अनुकूल जलवायु 
आर मिट्टी के विषय में जानने वाले चतुर माली के समान ही अपनी 
सन्तान के अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सकती है। 

ऐसे कार्य अधिक हैं जिन्हें करने में मनुष्य को आवश्यकता का 
अधिक ध्यान रखना पड़ता है, सुख का कम, परन्तु साहित्य यदि सत्य 
र्थ सें साहित्य हो तो उसका निर्माता सुख तथा उपयोग को एक हो 
ठुला पर समान रूप से गुरु पा सकता है | स्त्री यदि वास्तव में शिक्षित 
हो तो अपने wed के कामों से बचे हुए अवकाश के समय को 
साहित्य की सेवा में लगा सकती हैं ओर इस व्यवसाय से उसे वह 
| प्रसन्नता भी मिलेगी जो ग्रात्मतुष्टि से उत्पन्न होती है और वह ठति 
'' ` . ` भी जो परोपकार से जन्म पाती है | प्रायः सम्भ्रान्त व्यक्ति यह कहते 
हुए सुने जाते हैं कि उनके घर की महिलाएँ. किसी योग्य नहीं द 


. CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


quote ome 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Cuz 


की कड़ियाँ 3 


H, 


~ - 


परन्तु ऐसे सज्जनों में दो ही चार अपनी ग्रहिणियों को कुछ करने का 
सुयोग देने पर उद्यत होंगे | सम्पन्न ग्रहस्थी के घरों में भी स्त्रियों के 
मानसिक विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जाता | शरीर जिस प्रकार 
भोजन न पाकर दुव ल होने लगता है, स्त्रियों का मस्तिष्क भी 
साहित्य-रूपी खाद्य न पाकर निष्क्रिय होने लगता है, जिसका परि- 
णाम मानसिक जड़ता के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं होता | अपने 

अवकाश के समय सभी किसी न किसी प्रकार का मनोबिनोद चाहते हैं 
gic जिस मनोविनोद में सुलभ होने की विशेषता न हो उसे प्रायः कोई 
नहीं हू ढ़ता | हमारे यहाँ स्त्रियों में साहित्यिक बातावरण बनाये 
रखने के लिए कोई प्रय्न नहीं किया जाता, wa: यदि स्त्री की 

प्रबृत्ति इस ओर हुई भी तो अनुकूल परिस्थितियाँ न पाकर उसका 

नष्ट हो जाना ही सम्भव है | 

प्रायः जिन वकील या प्रोफेसरों के पास उनके आवश्यक या प्रिय 

विषयों से सम्बन्ध रखने बाली हजार पुस्तक होती हैं उनकी पत्नियाँ 

द पुस्तकं भी रखने के लिए स्वतन्त्र नहीं होतीं । इसे किसका 

दुर्भाग्य कहा जावे, यह स्पष्ट हे | हमारे यहाँ पुरुष समाज की यह 

धारणा कि साहित्य का सम्बन्ध केवल उपाधिधारिणी महिलाश्रों से 

है ओर उसकी सीमा श्रङ्गरेजी भाषा तक ही है, बहुत कुछ अनर्थं करा 

रहो है । हमें Wa भी यह जानना है कि अपनी भाषा का ज्ञान भी 

हमें विद्वान और विदुषी के पद तक पहुँचा देने के लिए पर्याप्त हो 

सकता है ओर अपने साहत्य की सेवा भी हमें विश्व-साहित्यकों की 

श्रेणी में बैठा सकती हे.। यदि हम सुविधाएं दे सकते तो हमारे घरों - 
में ऐसा साहित्यिक वातावरण उत्पन्न हो सकता था, जो कठिन से 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar > ` 


sa 


RS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
श्रुंख 
29 EAS al 


कठिन कत्तव्य और कडु से कड श्रनुभव को कोमल और मधुर वना 
सकता । अनेक व्यक्ति शङ्का करेंगे कि कया ऐसे ठोक-पीटकर और 
पुस्तकालय में बन्दी कर सादित्यिक महिलाएँ गढ़ी जा सकेगी! 
यह सत्य है कि प्रतिभा ईश्वरदत्त वा नैसर्गिक होती हे, परन्तु इसका 


A 


Sefüs होना वैसे ही निष्क्रिय वना दिया जा सकता है, जैसे विकास 
हीन कर देना सम्भव है | 

हमारा साहित्य इस समय भी ऐसी अनेक मद्दिलाओं के सहयोग 
से विकास कर रहा है जिनकी प्रतिभा अनुकूल परिस्थितियों के 
कारण ही संसार से परिचित हो सकी है | उनमें से ऐसी देवियाँ भी 
हैं जिनकी गइस्थी सुख और संतोष से भरी है, जिनकी साहित्य-सेवा 
उनकी आर्थिक कठिनाइयों को दूरं करती है ्रौर जो अपने जीवन- 
सङ्कियों को उपयुक्त सहयोग देकर नाम से ही नहीं किन्तु कायं से भी 
सहधर्मिणी हें । ऐसे दम्पति अब केवल कल्पना नहीं रहे जिनमें पति- 
पत्नी दोनों की आजीविका साहित्य-सेवा हो या जहाँ एक भिन्न क्षेत्र 
में क्राम करके भी दूसरे की साहित्य-सेवा में सहयोगदे सके | जिन्होंने 
उच्च शिक्षा पाकर शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र को अपनाया है 
ऐसा महिलाओं का भी नितान्त अभाव नहीं । फिर सुविधा देने पर 
ओर ्रधिक बहिनें क्यों न अपने समय का अच्छा से अ्रच्छा उपयोग 
करेंगी ! यह चिन्ता कि उस दशा में ग्रह की मर्यादा न रहेगी या 
स्त्रियाँ न माता रहेंगी न पत्नी, बहुत ग्रंशों में भ्रान्तिमूलक है। 


` साहित्य के नाम पर हमने कुछ थोड़े से सस्ते भावुकताभरे उपन्यास 


~ 


रख लिये हैं, जिन्हें हाथ ॥ लेते ही हमारी बालिकएँ एक विचित्र 


CO-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ eu 
कल्पना-जगत का प्राणी बन जाती € ओर उसी के परिणाम ने हमें 
इतना सतक वना दिया है कि इम साहित्यिक वातावरण को एक 
प्रकार का रोग समकने लगे हैं, जिसके घर में आते ही जीना कठिन 
हो जाता है | उपयोगी से उपयोगी वस्तु का गुण भी प्रयोग पर निभर 
है, यह कोन नहीं जानता ! हम संखिया जैसे विष को भी ओपषधि के 
रूप में खाकर जीवित रह सकते हैं ओर wa जैसे जीवन के लिए 
आवश्यक पदार्थ को भी बहुत अधिक मात्रा में खाकर मर सकते हैं | 
यही साहित्य के लिए भी सत्य है। हम उसमें जीवन-शक्ति भी पाते 
हैं ओर मृत्यु की दुर्बलता भी | वदि हम उसे जीवन का प्रतिविम्ब 
समझकर उससे अपने अनुभव के कोष को बढ़ाते हैं, उसे अपने 
diq दुबल जीवन के लिए आशा की सञ्जीवनी बना सकते हैं तो 
उससे हमारा कल्याण होता हे । परन्तु इसके विपरीत जब हम उससे 
अपने थके जीवन के लिए क्षणिक उत्तेजना मात्र चाहते हैं तब उससे 
हमारी वही हानि हो सकती है जो मदिरा से होती हे । क्षणिक 
उत्तेजना का अन्त अंसीम थकावट के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं 
हो सकता | 

परन्तु स्त्री को किसी भी क्षेत्र में कुछ करने की स्वतन्त्रता देने के 
लिए पुरुष के विशेष त्याग की आवश्यकता होगी | पुरुष अब तक 
जिस वातावरण में साँस लेता रहा है वह स्त्री को दो ही रूप में बढ़ने 
दे सकता है, माता और पत्नी | स्त्री जब घर से बाहर भी अपना 
काय-क्षेत्र रकखेगी तो पुरुष को उसे और प्रकार की स्वतन्त्रना देनी 
पड़ेगी, जिसकी घर में आवश्यकता नहीं पड़ती । उसे आने-जाने की, 
अन्य व्यक्तियों से मिलने-जुलने की तथा उसी चेत्र में काय करने 


~ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` be We eS कात NO 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


£& श्रुंखला 


वालों को सहयोग देने लेने की आवश्यक्रताएं प्रायः पड़ता LAT! | 
ऐसी दशा में पुरुष यदि उदार न gal ओर प्रत्येक का oa 
agit ग्रौर सन्दिग्ध दृष्टि से देखा तो जीवन Ae ह! उठा ! 
वास्तव में स्त्री की स्थिति के विषय में कुछ भा निश्चित होने के 
पहले पुरुष को ग्रपनी स्थिति को निश्चित कर लेना होगा | समय 
अपनी परिवर्तनशील गति में उसके देवत्व और स्त्रीत्व के दासत्व को 
बहा ही ले गया है, WI या तो दोनों को विक्रासशील मनुष्य बनना 


होगा या केवल यन्त्र | 


VER T Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


T LT ER RES SN NE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दू स्त्री का पत्नीत्व 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रृंखला 


(विकास श्रौर विकृति दोनों ही परिवतन-मूलक होने पर भी परि- 
शाम में भिन्न हैं, क्योंकि एक वस्तु-विशेष को इस प्रकार Rafia 
करता है कि उसके छिपे हुए गुण अधिक-से-अधिक स्पष्ट हो जाते हैं 
और दूसरा उन्हीं गुणों को इस प्रकार बदल कर विकृत कर देता है कि | 
वे दोष जैसे जान पड़ने लगते हैं । मागं में पड़ी हुई शिला से टकरा कर 
जल-प्रवाह में जो परिवतन होते हैं वे विकास-मूलक हैं, परन्तु किसी गढ़े 
में भरे हुए गति-हीन जल के परिवतन में शोचनीय विकृति ही मिलेगी । | 

भारतीय स्त्री की सामाजिक स्थिति का इतिहास भी उसके विकृत 
से विकृततर होने की कहानी मात्र है। बीती हुई शताब्दियाँ उसके 
सामाजिक प्रासाद के लिए नींव के पत्थर नहीं बनीं, वरन्‌ उसे cert 
के लिए बज्रपात बनती रही हैं | फलतः उसकी स्थिति उत्तरोत्तर दृढ़ 
तथा सुन्दर होने के वदले दुबल ale कुत्सित होती गई | 

पिछले कुछ qu अवश्य ही उस पुराने इतिहास में नये प्रष्ठ बन 
कर आये जिसने समाज की स्त्री की स्थिति को एक नये दृष्टिकोण से 
देखने पर बाध्य किया | इस समय भारतीय स्री चाहे टर्की, रूस आदि 
देशों की feat के समान पुराने संस्कार मिटाकर नवीन रूप में पुनर्जन्म 


Ga 5. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ 8९ 
न ले सकी, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि वह अपनी स्थिति ओर तज्जनित 
दुर्दशा को बिस्मय से देखने लगी | अपनी दुर्बलता पर हमें जो विस्मय 
होता है वही अपनी शक्तियों के प्रति हमारे विश्वास का प्रमाण है, यह 
कहना ्रतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि अपनी शक्ति में विश्वास न करने 
वाला व्यक्ति अपनी दुबलता में विश्वास करता है, उस पर विस्मय नहीं । 

सत्री के जीवन में राजनीतिक अधिकारों तथा आर्थिक स्वतन्त्रता 
का अभाव तो रहा ही, साथ ही उसकी सामाजिक स्थिति भी कुछ 
स्पृहणीय नहीं रही | उसके जीवन का प्रथम लक्ष्य पत्नीत्व तथा अन्तिम 
मातृत्व समभा जाता रहा, अतः उसके जीवन का एक ही माग और 
आजीविका का एक ही साधन निश्चित था | यदि हम कटु सत्य सह 
सके तो लज्जा के साथ स्वीकार करना होगा कि समाज ने स्त्री को 
जीविकोपाजन का साधन निकृष्टतम दिया है | उसे पुरुष के वैभव की 
प्रदशनी तथा मनोर्जन का साधन बनकर ही जीना पड़ता है; केवल 
व्यक्ति और नागरिक के रूप में उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं aT 
जाता | समाज की स्थिति के लिए मातृत्व पूज्य है, व्यक्ति की पूणता 
के लिए सहधर्मिणीत्व भी श्लाध्य है, परन्तु क्या यह माना जा सकता 
है कि सो में से सो स्त्रियों की शारीरिक तथा मानसिक स्थिति केबल 
इन्हीं दो उत्तरदायित्वों के उपयुक्त होगी ! क्या किसी स्त्री को भी 
उसकी शारीरिक तथा मानसिक शक्तियाँ ate रुचि किसी अन्य पर 
श्लाध्य लक्ष्य की ओर प्रेरित नहीं कर सकतीं ! 

जैसे ही कन्या का जन्म हुआ, मात-पिता का ध्यान सबसे पहले 
उसके विवाह की कठिनाइयों की ओर गया | यदि वह रोगी साता- 
पिता से पैतृक धन की तरह कोई रोग ले आई तो भी उसके जन्मदाता 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 


५ ee <-. 
> 
reno 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१०० ` श्रृखला 
अपने दुष्कर्म के उस कटु फल को पराई धरोहर कह-कह कर किसी को 
सौंपने के लिए व्याकुल होने लगे | चाहे कन्या को कुष्ठ हो, चाहे 
यक्षमा और चाहे कोई अन्य रोग, परन्तु उसको विवाह-जैसे उत्तरदा- 
यित्व से वञ्चित करना वंश के लिए कलङ्क है । चाहे वह शरीर से उस 
जीवन के लिए समर्थ है, चाहे मन से अनुपयुक्त परन्तु विवाह के 
अतिरिक्त उसके जीने का ग्रन्य साधन नहीं | उसकी इच्छा-त्रनिच्छा, 
स्वीकृति-ग्रस्वीकृति, योग्यता-ग्रयोग्यता. की न कभी किसी ने चिन्ता 
की ओर न करने की आवश्यकता का अनुभव किया | यदि कन्या 
कुरूपता के कारण विवाह की हाट में रखने योग्य नहीं है तो उसके 
स्थान में दूसरी रूपवती को दिखाकर, रोगिणी है तो उस रोग को छिपा 
कर, सारांश यह है कि लालच से, छल से, झूठ से या अ्रच्छे-बुरे किसी 
भी उपाय से उसके लिए पत्नीत्व का प्रबन्ध करना ही पड़ता है, कारण 
वही एक उसके भरण- पोषण का साधन है। यह सत्य है कि विवाह-जैसे 
उत्तरदायित्व के लिए समाज पुरुष की भी योग्यता-अ्रयोग्यता की चिन्ता 
नहीं करता परन्तु उनके लिए यह वन्धन विनोद का साधन है, जीविका 
का नहीं | श्रतः वे एक एक प्रकार से स्वच्छन्द रहते हैं । 

प्राचीनता की दुह्ाई देने वाले Sal में बिना देखे-सुने जिस प्रकार 
उसका क्रय-विक्रय हो जाता है, वह तो लज्जा का विष्रय है ही, परन्तु 
नवीनता के पूजकों में भी विवाह-योग्य कन्या को, बिकने के लिए खड़े 
हुए पशु की तरह देखना कुछ गव की वस्तु नहीं । जिस प्रकार भावी 
पति-परिवार के व्यक्ति उसे चला कर, हँसाकर, लिखा-पढ़ा कर देखते हैं 
तथा लौट कर उसकी लम्बाई-चौड़ाई, मोटापन, दुबलापन, नखशिख 
आदि के विषय में श्रपनी धारणाएँ बताते हैं, उसे सुन कर दास-प्रथा 


(शा D en CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ १०१ 
के समय विकने वाली दासियों की याद आये विना नहीं रहती । प्रायः 
दुर्बल कुरूप परन्तु ठपाधिधारी बेकार युवकों के लिए भी कन्या को 
केवल रूप की ही प्रतियोगता में नहीं किन्तु शिक्षा, कला, गुण आदि की 
प्रतियोगिता में भी सफल होना पड़ता है | जहाँ प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक 
स्त्री को प्राण धारण के लिए ही पत्नी वनना होगा वहाँ यदि आदश पत्नी 
या आदर्श माताओं का अभाव दिखाई दे तो areas की वात नहीं | 
पति होने के इच्छुक युवकों की मनोश्वत्ति के विषय में तो कुछ कहना 
व्यथं ही है | वे प्रायः पत्नी के भरण-पोषण का भार ग्रहण करने के पडले 
भावी श्वसुर से कन्या को जन्म देने का भारी से भारी कर वसूल करना 
चाहते हैं | एक विलायत जाने का खच चाहता है, दूसरा युनीवर्सिटी 
की पढ़ाई समाप्त करने के लिए रुपया चाहता है, तीसरा व्यवसाय के 
लिए प्रचुर धन माँगता है । सारांश यह कि सभी अपने आपको ऊची से 
ऊंची वोली के लिए नीलाम पर चढ़ाये हुए हैं | प्रश्‍न उठता है कि क्या 
यह क्रय विक्रय, यह व्यवसाय स्त्रो के जीवन का पवित्रतम बन्धन कहा 
जा सकेगा ! क्या इन्हीं पुछघाथ और पराक्रमद्दीन परात्रलम्बरी पतियों से 
वह सोभाग्यवती वन सकेगी ? यदि नहीं तो वह इस वन्धन को जो 
उसे ग्रादश माता और आदश पत्नी के,पद तक नहीं पहुँचा सकता, 
केवल जीविका के लिए कब तक स्वीकार करती रहेगी ! अवश्य ही 
यह मरस्यवेध या धनुष-भंग द्वारा युवक के पराक्रम की परीक्षा का युग 
|. नहीं है परन्तु स्त्री, पुरुष में इतने स्वावलम्बन की अवश्य ही अपेक्षा 
रखती है कि वह उसके पत्नीत्व को व्यवसाय की तुला पर न तोले । 
ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो किसी भी नवीन दृष्टिकोण को समाज और 

धर्म की स्थिति के लिए घातक समक लेते हैं और भरपक किसी भी 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar .' 


Nec um cou o i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१०२ शृंखला 
परिवर्तन को आने नहीं देते; फल यह होता है कि प्रतिरोध से और भी 
सवल हो कर उसका प्रवाह प्राचीन की मर्यादा भङ्ग कर देता है। ऐसी 
क्रान्ति की आवश्यकता ही न होती यदि हमारे समाज-समुद्र में इतनी 
गहराई होती कि वह नवीन विचार-धाराश्रों को श्रपने में स्थान दे सकता। 
स्री के विकास की चरम सीमा उसके मातृत्व में हो सकती है, परन्तु 
यह कर्तव्य उसे अपनी मानसिक तथा शारीरिक शक्तियों को तोल कर 
स्वेच्छा से स्वीकार करना चाहिए, परवश होकर नहीं | कोई अन्य माग 
न होने पर वाध्य होकर जो स्वीकार किया जाता है वह कतव्य नहीं 
कहा जा सकता | यदि उनके जन्म के साथ विवाह की चिन्ता न कर 
उनके बिकास के साधनों की चिन्ता की जावे, उनके लिए रुचि के अनुसार 
कला, उद्योग-धन्पे तथा शिक्षा के द्वार खुले हों, जो उन्हें स्वावलम्विनी 
वना सके और तव श्रपनी शक्ति और इच्छा को समभ कर यदि वे 
जीवनसंगी चुन सकें तो विवाह उनके लिए तीर्थ होगा, जहाँ वे अपनी 
संकीणता मिटा सकेगी, व्यक्तिगत स्वार्थ को बहा सकेंगी और उनका 
जीवन उज्ज्वल से उज्ज्बलतर हो सकेगा | इस समय उनके त्याग पर 
्रभिमान करना वैसा ही उपहासास्पद है, जैसा चिड़िया को पिंजरे में 
बन्द करके उसके, परबशता से स्वीकृत जीवन-उत्स गं का गुणगान | 
समय की गति धनुष से छूटे हुए तीर की तरह आगे की ओर है, 
पीछे की ओर नहीं | जीवन की जिन परिस्थितियों को हम पीछे की 


ओर छोड़ आये हैं उन्हे हम लोटा नहीं सकते | इससे इनके अनुरूप 


अपने आपको बनाते रहना जीवन को एक वृत्त में घुमाते रहना होगा | 


ASG प्राचीन संस्कृति का पक्ष लेकर हम विकास का मार्ग रूँधना चाहते 


हैं यदि उसकी छाया भी हम छू सके होते तो हमारे कार्य ऐसे ग्रथंदी न 


a CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
की कड़ियाँ १०३ 
और दृष्टिकोण ऐसा सङ्कीण न हो सकता | अनेक संस्कृतियों, विभिन्न 
दृष्टकोणों तथा परस्पर-विरोधी विचारों को समाहित कर लेने वाला 
अतीत चाहे हमें आगे न बढ़ाता, परन्छु पीछे लौटना भी न सिखाता । 
हमारा निर्जीव रूढ़िवाद, हमारे पवित्रतम सम्बन्धों में भी पशुता की 
अधिकता आदि प्रमाणित करते € कि हम भटक कर ऐसी दिशा में 
बढ़े चले जा रहे हैं; जो हमारा लक्ष्य कभी नहीं रही | 

हम स्त्री के विवाह की इसलिए चिन्ता नहीं करते कि देश या 
जाति को सुयोग्य माता और पत्नियों का अभाव हो जायगा, वरन्‌ इस- 
लिए कि उनकी ्राजीविका का हम कोई और सुलभ साधन नहीं सोच 
पाते | माता पिता चाहे सम्पन्न हों चाहे दरिद्र, कन्या का कोई उत्तर- 
दायित्व प्रसन्नता से अपने ऊपर नहीं लेना चाहते और न विवाह के 
अतिरिक्त उससे छुटकारा पाने का मागं ही पाते हैं। विधवाओं की भी 
हमारे निकट एक ही समस्या है | किसी स्त्री के विधवा होते ही प्रश्‍न 
उठता है कि उसका भरण-पोषण और उसकी रक्षा कौन करेगा | यदि 
उसे उदर-पोषण की चिन्ता नहीं है तो रक्षक के अभाव में दुराचार में 
प्रवृत्त करनेवाले प्रलोभनों से घिरी रहती है ओर यदि सम्वलहीन है तो 
उसकी आवश्यकताएँ ही अन्य साधनों के अभाव में बुरे माग को स्वीकार 
करने लिए उसे विवश कर देती हैं| यदि हम णह के महत्व को बनाये 
रखना चाहते हैं तो हमें ऐसी fup की आवश्यकता होगी जो अपने 
उत्तरदायित्व को समभझ-बूझ कर स्वेच्छा से, प्रसन्नतापूवक स्वीकार करे, 
केबल जीविका के लिए विवश होकर या अपनी रक्षा में असमथ होकर नहीं | 

माता-पिता को वाध्य होना चाहिए कि वे अपनी seat को 
अपनी-अपनी रुचि तथा शक्ति के अनुसार कला, व्यवसाय आदि को 


बहा ee SIN MED Gurukul Kangri Collection, Haridwar ,* 


` योग्य कन्याश्रॉ के पिता उन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१०४ AG 
ऐसी शिक्षा पाने दें, जिससे उनकी शक्तियाँ भी विकसित हो सके और 
वे इच्छा तथा आवश्यकतानुसार अन्य क्षेत्रों मे कार्य भी कर सकें | 
राष्ट्र की सुयोग्य सन्तान की माता वनना उनका कर्तव्य हो सकता है, 
परन्तु केवल उसी पर उनके नागरिकता के सारे अधिकारों का निर्भर 
रहना ATA ही कहा जायगा | 
इस विवशता के कारण ही वे किसी पुरुष की सहयोगिनी नहीं 
समक जातीं | सत्य भी हैं, बन्दी के पैर की वेड़ियाँ साथ रहने पर भी 
क्या सुखद संगिनी की उपाधि पा सकेंगी ? प्रत्येक पुरुष पत्नी के रूप में 
ef को अङ्गीकार करते समय अनुभव करता है मानो यह कार्य बह 
केवल परोपकार के लिए कर रहा है | यदि उसे इतना अवकाश मिले 
कि वह आजीवन संगिनी के अभाव का अनुभव कर सके, उसे खोजने 
का प्रयास कर सके और उस उत्तरदायित्व के लिए अपने आपको 
प्रस्तुत कर सके तो यह उपकार की भावना एक चण भी न set जो 
अधिकांश घरों में दुःख का कारण वन जाती हे । उन्हें न स्वयंवर में 
RAM पाना हे, न अप्रतिम पराक्रम द्वारा प्रतिदन्द्रियों को परास्त कर 
|i वरणु-योग्य प्रमाणित करना है और न विशेष विद्या- 
हे तिर कर 
र इस स्वीकृति के उपलक्ष्य में वे 
जो चाहे माँग भी सकते हैं | अतः 3 


; इस बन्धन को महत्वपूर्ण कैसें 
और क्यों समझें | उन्हे 3 


आवश्यकता न होने पर भी दर्जनों विवाह- 

re घेरे रहते हैं तथा अधिक से अधिक धन 
कर, अधिक से अधिक 

देकर, अधिक खुशामद करके अपनी रूपसी, गुणवती और 


शिक्षित पतियों को दान देकर कृतार्थ हो जाना चाहते हैं | ऐसा विवाह 


(C: ie €¢-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
क ww 
की कड़ियाँ १०५ 


यदि स्त्रीत्व का कलङ्क न समझा जावे तो और क्या समभा जावे | 

ग्रहस्थाश्रम हमारे यहाँ उपयोगिता की दृष्टि से सबसे उत्तम समभा 
जाता था और इसकी अनिवायता के कुछ धार्मिक तथा कुछ सामाजिक 
कारण रहे हैं। प्राचीनकाल में नवागत आयजाति को अपनी सामाजिक 
स्थिति दृढ़ करने के लिए अधिक से अधिक सन्तान की कितनी आ्रावश्य- 
कता थी यह हमें उन वेद-मंत्रो से ज्ञात हो जाता है जिनमें वे देवताओं 
से बीर सन्तान ग्रौर पशुओं की याचना करते हैं | इस नवीन कृषि- 
प्रधान देश में उन्हें अन्न के लिए पशुओं की जितनी आवश्यकता थी 
उतनी ही अपने विस्तार के लिए बीर पुत्रों की | किसी कुल की भी स्त्री 
उनके लिए त्याज्य नहीं थी । ग्रतः वर्णों में उत्तम ब्राह्मण भी किसी 
भी वर्ण की स्री को पत्नी रूप में ग्रहण कर सकता था | 

कुछ समय के उपरान्त सम्भवतः कन्या-पक्ष के नीच कुल के सम्ब- 
Paai को दूर रखने के लिए उन्हें इस विधान को धर्म का रूप देना 
पड़ा, जिससे कन्या को दान करके माता-पिता जामातृ-ग्रह को त्याज्य 
समके | आज भी हमारे यहाँ माता-पिता पुत्री के ग्रह में अन्न-जल ग्रहण 
करना या उससे किसी प्रकार की सहायता लेना पाप समभते हैं | इस 
भावना ने उनकी दृष्टि में पुत्र को पुत्री से भिन्न कर दिया, क्योंकि विवाह 
के उपरान्त पुत्री उनके किसी काम न आ सकती थी ओर पुत्र उनके 
जीवन का अवलम्ब रहता था | इसीसे नवीन ग्रहस्थी वसाने के लिए 
कुछ यौत॒क देने के अतिरिक्त उन्होने अपनी सम्पत्ति का कोई भाग उसके 
लिए सुरक्षित नहीं रखा | फिर भी अधिक संख्या में ब्रह्मचारिणियों et 
उपस्थिति, राजकन्याओं द्वारा ऋषियों का वरण आदि प्रमाणित कर 
देते हैं कि स्री उस समय आज की तरह परतन्त्र नहीं थी । एक बिशेष . 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 2 


^ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri — 
१०६ श्रुंखला 
अवस्था तक ब्रह्मचय का पालन कर लेने पर स्वयं अपना वर चुन कर 
गृहिणी वनने का अधिकार रखती थी तथा एक विशेष अवस्था के 
उपरान्त उस आश्रम से बिदा भी ले सकती थी। 

ams हम उन रीतियों के विकृत रूप तो अपनाये हुए हैं, परन्तु 
उन परिस्थितियों पर विचार नहीं करना चाहते | इन कङ्कालावशिष्ट 
दुबल रोगी वालकों की वाल-माताएँ उस इतिहास से सम्वन्ध नहीं रखतीं, 
ये जाड़े में Sara नंगे-भूखे ओर उस पर माता-पिता के रोगों का भार 
लादे हुए दरिद्र भिखारियों के वालक विवाह की उपयोगिता प्रमाणित 
नहीं करते, ये जजर शरीर और निजींव मन वाले युवक तथा मृत्यु का 
उपहास करने वाले मौरधारी बूढ़े प्राचीन चार आश्रमों की सृष्टि नहीं 
हैं, ओर यह मनुष्य-संख्या की अधिकता से आकुल होकर सन्तान- 
निग्रह की सम्मति देने वाला विज्ञ-समाज उस समय की परिस्थिति का 
प्रतिविम्व नहीं कहा जा सकता | वस्तुतः नवीन युग के नये अभिशाप 
हैं, जिनका परिहार भी नवीन ही होगा | प्राचीन की सुदृढ़ सुन्दर नींव 
पर हमने अपनी दुर्बुद्धि के कारण हवा से कम्पित हो उठने वाली जर्जर 
कुटी ही बनाई है, गगनचुम्बी प्रासाद नहीं और उस नींव के उपयुक्त 
भवन-निर्मांण करने के लिए हमें इसको गिरा ही देना होगा । यह 
हमारी ग्रदूरदर्शिता होगी, यदि हम ग्रतीत को जीवित करने के लिए 
जीवित वर्तमान की वलि दे दें, क्योंकि वह ग्व हमारे प्रगतिशील 
जीवन के लिए सहारा हो सकता है, लक्ष्य नहीं | 

हम अन्य देशों में, जहाँ पहले feat के प्रति पुरुष के, हमारे-जैसे 
ही विचार थे, ata परिवतन देखते हैं, वहाँ की स्त्रियों को सारे क्षेत्रों 
में पुरुष के समान ही सुचारु रूप से कार्य करते देखते हैं, आवश्यकता 


Vedi si ,९७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E | 


D cpm mt TOM 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ Ree 


से नहीं किन्तु इच्छा से उन्हें जीवनसद्धी चुनते देखते हैं तो हमारा हृदय 
धड़कने लगता है | हम परिस्थितियों पर कुछ भी विचार न कर केबल 
अपने देश की स्त्रियों को ओर भी अधिक छिपा कर रखने में सयत्न al 
जाते हैं । हम नहीं जानते और न जानना ही चाहते हैं कि सवेरे पूव 
के अन्धकार से फूट निकलने वाली प्रकाश की रेखाओं को जैसे हम 
आकाश के किसी एक कोने में बाँध कर नहीं रख सकते वैसे ही जागति 
को दिग्व्यापिनी लहर भी किसी देश के एक कोने में वन्दिनी नहीं बनाई 
जा सकती । फिर विचारों के प्रसार के इतने साधन होते हुए परिवतन 
केवल कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, आमूल नष्ट नहीं किया 
जा सकता | आज ES की महिला को देखकर कोन कह सकता है कि 
यह Seal की वंशजा है जो एक पुरुष के ग्रन्तःपुर में अनेक की संख्या 
में वन्द रहती थीं, प्रकाश से भी मुख छिपाती थीं ओर जिनका उपयोग 
पुरुष के मनोरञ्जन ओर उसकी वंश-रक्षा के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
समभा जाता था | सोबियट रूस की सेना, नोसेना, यन्त्रालयों, न्याया- 
लयों आदि में सैनिक, जज आदि के पदों पर प्रतिष्ठित महिलाओं को 
देख कर क्या हम विश्वास कर सकते हैं कि इन्हीं को लक्ष्य कर यह रूसी 
कहावत कही गई होगी-- Beat your fur and you make it warmer, 


beat a woman and you make her wiser” | zat देश Ñ पहले qq 
का पिता वर को उसके अधिकार का चिह्ृन-स्वरूप नया चाबुक देता 


था, जो केवल वधू को पीटने के ही काम आता था और प्रायः नव 
दम्पति की शय्या के ऊपर टाँगा star था । यूरोप के अन्य सभ्य देशों 


में भी स्त्रियों की स्थिति ऐसी ही थी, परन्तु आज वे चाहे हमारी तरह ‘ 


देवत्व का भार लेकर न घूम रही हों, मानवी अवश्य समभी जाने लगी 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` 
SS 


oo 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०८ श्रुंखला 


हैं | हमारे देश की महिलाएँ भी कव तक केवल रमणी या भार्था बन कर 
सन्तुष्ट रह्‌ सकेगी, यही प्रश्‍न है | इसका यह अथ नहीं कि यदि feat 
गह-धमे ओर मातृत्व को तिलाज्ञलि देकर पुरुषों के समान wa Wal में 
काम करने लगे तो उनकी स्थिति समुन्नत कही जाने योग्य हो जायगी। 
विवाह मनुष्य-जाति की ्रसभ्यता की भी सव से प्राचीन प्रथा है और 
सभ्यता की भी, परन्तु उसे सामाजिक के साथ-साथ नेतिक ओर धार्मिक 
वन्धन बनाने के लिए ्रधिक परिष्कृत करना होगा । इस समथ तो 
भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरञ्जन के लिए रंग-विरंगे पत्नी पाल लेता 
हैं; उपयोग के लिए गाय या घोड़ा पाल लेता है उसी प्रकार बह एक 
स्त्री को भी पालता है तथा ग्रपने पालित पशु-पक्षियों के समान ही वह 
उसके शरीर ओर मन पर अपना अधिकार समझता है | हमारे समाज 
के पुरुष के विवेकहीन जीवन का सजीव चिह्न देखना हो तो विवाह के 
समय गुलाव सी खिली हुई स्वस्थ वालिका को पाँच वर्ष वाद देखिए | 
उस समय उस ग्रसमय प्रौढ़ा, कई दुर्बल सन्तानों की रोगिनी, पीली 
माता में कोन सी विवशता, कौनसी रुला देने वाली करुणा न मिलेगी | 
अनेक व्यक्तियों का विचार है कि यदि कन्याश्रों को स्वावलम्विनी 

वना देंगे तो वे fare ही न करेंगी, जिससे दुराचार भी बढ़ेगा और 
हस्थ-धर्मं में भी श्रराजकता उत्पन्न हो जाथगी | परन्तु बे यह भूल 
जाते हैं कि स्वाभाविक रूप से विवाह में किसी व्यक्ति के साहचय की 
इच्छा प्रधान होना चाहिए; आधिक कठिनाइयों की विवशता नहीं। 
यदि मनुष्य में किसी के आजीवन साहचय की इच्छा प्रधान न होती 
तो जिन देशों में feat सब प्रकार से स्वावलम्बिनी हैं वहाँ इस प्रथा का 
नाम भी न रह गया होता। रह गई दुराचार की वात--तो इस सम्बन्ध 


j ig €C-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
NM शत + vi^ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ १०९ 


में यह निर्श्रान्त सत्य है कि सामाजिक परिस्थितियों से असन्तुष्ट व्यक्ति 
जितनी सरलता से इस मार्ग के पथिक वन सकते हैं उतने सन्तुष्ट नहीं | 
हम भी आकाश के उन्मुक्त वातावरण के नीचे घर की दीवारों से घिर 
कर रहते हैं और कारागार का बन्दी भी, परन्तु हम साँक को वाहर से 
थके शिथिल उसमें लोट कर द्वार बन्द कर अपने आपकी सुरक्षित सम- 
भते हैं ओर वह सुरक्षित होते हुए भी रात भर दीवार तोड़कर बाहर 
जाने का उपाय सोचा करता है। इस मानसिक स्थिति का कारण 
केवल यही है कि एक को उसकी इच्छा के विरुद्ध सुरक्षित वना e है | 
र दूसरा अपनी इच्छा तथा आवश्यकता के अनुसार घर से बाहर 
AST सकता हे | स्त्री की सामाजिक स्थिति यदि इतनी दयनीय न 
रहे, उसके जीवन और हृदय को यदि ऐसे कठोर बन्धनो में बाँधकर 
आहत न कर दिया जावे तो वह कभी अपनी इच्छा से ऐसा पतन न 
स्वीकार करे जो ग्रात्मघात के अतिरिक्त और कुछ नहीं | 
यह धारणा कि स्वावलम्बन के साधनों से युक्त स्रीणहिणी के 
| कर्तब्य को हेय समझेगी, अतः Ze में अराजकता उत्पन्न हो जायेगी, 
श्रान्तिमूलक सिद्ध होगी । स्त्रीत्व की सारी माधुयंमयी गरिमा ही मातृत्व 
में केन्द्रित है । ऐसी स्री अपवाद है, जो ग्रपनी इच्छा से स्वीकृत 
जीवन-सङ्की की सम्मति की चिन्ता न कर तथा अपने प्रिय बालकों को 
| अरक्तित छोड़ कर केवल आर्थिक स्वतन्त्रता की कामना से संसार के 
| कठोर वातावरण में द्रव्य उपार्जन करने जाना चाहे | फिर यदि परि- 
| स्थितियों से बाध्य होकर उसे अपनी णहस्थी सुख से चलाने के लिए 
ऐसा करना भी पड़े तो वह श्लाघनीय ही हे । हमारे यहाँ आज भी 
श्रमजीवियों की feat तथा किसानों की सहधर्मिणियाँ घर संभा- 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ®, .*." +. ge 


—— aiea — 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११० श्रृंखला 
adi और जीविका के उपार्जन भें पुरुष की सहायता भी करती हैं | 
इस चिन्ता से कि वे कहीं पुरुष के अधिकार के वाहर न चली 
जावें, उन्हे पुरुष-मनोरंजनी विद्या के ग्रतिरिक्त ओर कुछ न सिखाना 
उनके लिए भी घातक है और समाज के लिए भी, क्योंकि 4 सच्ची 
सामाजिक प्राणी और नागरिक कभी बन ही नहीं पातीं । 
शिक्षा की दृष्टि से स्त्रियों में दो प्रतिशत भी साक्षर नहीं हैं। प्रथम 
तो माता-पिता कन्या की शिक्षा के लिए कुछ व्यय ही नहीं करना 
चाहते, दूसरे यदि करते भी हैं तो विवाह की हाट में उनका मूख्य बढ़ाने 
के लिए, कुछ उनके विकास के लिए नहीं | इसी qata की अनिवायता 
से विद्रोह करके अनेक सुशिक्षित feat एहस्थ-जीबन में प्रवेश ही नहीं 
करना चाहती, क्योंकि उन्हें भय रहता है कि उनका सहयोगी उनके 
स्वतन्त्र व्यक्तित्व को एक क्षण भी सहन न कर सकेगा | इस धारणा 
के लिए प्रमाणों की भी कमी नहीं रही । प्रत्येक भारतीय पुरुष चाहे 
वह जितना सुशिक्षित हो, अपने पुराने संस्कारों से इतना दूर नहीं हो 
सका है कि अपनी पत्ती को अपनी प्रदर्शिनी न समके | उसकी विद्या, 
उसकी बुद्धि, उसका कला-कौशल और उसका सौन्दर्य सव उसकी 
aragarar के साधन मात्र Eq जव कभी बह सजीव प्रदर्शन की 
प्रतिमा अपना भिन्न व्यक्तित्व व्यक्त करना चाहती है, अपनी भिन्न रुचि 
या भिन्न विचार प्रकट करती है, तो वह पहले Wee, फिर असन्त॒ष्ट हुए 
विना नहीं रहता | कभी भारतीय पल्ली देश के लिए गरिमा की वस्तु 
रही होगी, परन्तु आज तो विडम्वना मात्र है। यदि समाज उसको 
स्थिति को न सममेगा तो अपनी दशा के प्रति असन्तोष उसे बह करने 
पर बाध्य करेगा जिससे उसकी शेष महिमा भी नष्ट हो जावे | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_ . L ——————————————— 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| 
| 


| जीवन का व्यवसाथ 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
I 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
Í 
4 
| 
| 
i 
| 
| 
| 
$ 
i $ 
i 


- ————— 3 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रृंखला 


LRI 


|| आदिम युग सें ही नारी ने पशुवल में अपने आपको पुरुष से 
| दुबल पाया । प्रकृति ने केबल उसके शरीर को ही अधिक सुकुमार 
नहीं बनाया, वरन्‌ उसे मनुष्य की जननी का पद देकर उसके हृदय में 
अधिक समवेदना, ग्राँखों में अधिक ATE ता तथा स्वभाव में अधिक 
कोमलता भर दी | मातृत्व के कारण उसके जीवन का अधिक अंश 
संघर्ष से भरे विश्व के एक छिपे कोने में बीतता रहा । पुरुष चाहे उसे | 
युद्ध में जीत कर लाया, चाहे अपहरण कर; चाहे उसकी इच्छा से उसे | 
1 प्राप्त कर सका, चाहे श्रनिच्छा से; परन्तु उसने प्रत्येक दशा में नारी को | 
| {| अपनी भावुकता का AA देकर पूजा | नारी भी नारियल के कड़े छिलके 
Hu के भीतर छिपे जल के समान पुरुष की बाह्य कठोरता के भीतर छिपी. 
स्निग्ध प्रवृत्ति का पता पा गई थी | अतः उसने सारी शक्ति केवल 
उसकी कोमल भावना को जगाने में लगा दी । उसने न अ्रपनी भुजाशों 

` में शक्ति भरने और उस शक्ति के प्रदशन से पुरुष को चमत्कृत करने | 
का प्रय्न किया और न अपनी विद्याबुद्धि से पुरुष को पराजित करने | 

` का विचार किया | वह जानती थी कि इन गुणों के प्रदर्शन से पुरुष में 


ec. 


i "C6-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ ११३ 


stratcat की भावना जागेगी, परन्तु वह पराजित होने पर भी वशी- 
भूत न हो सकेगा क्योंकि प्रतिद्वन्द्रियों की हार-जीत में किसी प्रकार का 
भी आत्म-समप ण सम्भव नहीं | 

इसी से आदिम युग की नारी ने निरर्थक प्रतिद्वन्द्रिता का भाव न 
रख कर अपने केशां में फूल उलभाये, कानों में कलियों के गुच्छे सजाये 
और अपने सम्पूर्ण नारीत्व के वल पर उसने वर्बर पुरुष को चुनौती दी | 
उस युग का कठोर पुरुष भी कोमल नारीत्व के सम्मुख कुरिठत हो उठा | 
तव से न जाने कितने आये और चले गये, कितने परिवतन पुराने 
होकर नये परिवतनों को स्थान दे गये, परन्तु e तथा पुरुष के सम्बन्ध 
में जो तव सत्य था वह अब भी सत्य है। खत्री ने न शारीरिक वल से 
पुरुष को जीता, और न विद्याजुद्धि से, फिर भी जय उसी की रही, 
क्योंकि पुरुष ने अपने नीरस जीवन को सरस बनाने के लिए उसकी 
मधुरता खोजी और उसका अधिक से अधिक मूल्य दिया | 

परन्तु नारी के कतव्य की चरम सीमा उसके प्रेयसी होने ही में 
समाप्त नहीं होती; उस पर मातृत्व का गुरु भार भी है। धीरे-धीरे बह 
सन्तान की असीम वात्सल्यमयी जननी बन कर, पुरुष को आकर्षित 
करने वाली रमणीसलभ विशेषताओं को भूलने लगी | उसके स्त्रीत्व के 
विकास तथा व्यक्तित्व की पूणता के लिए संन्तान साध्य है और रम- 
Va साधन मात्र | इसीलिए प्रत्येक रमणी माता बन कर एक परि- 
वर्तित व्यक्ति बन जाती है | यह सत्य है कि प्रत्येक रमणी मातृत्व का 
अंकुर छिपाये हुए है, परन्तु यह.संशयात्मक है कि प्रत्येक qur माता 
रमणीत्व से शून्य नहीं | 


प्र 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar * M 5 b i X. P 


वास्तव में माता .होकर उसकी इच्छा, भावना तथा चेश में ऐसा द 


EE À—X  —M i lll 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
११४ श्रृंखला 
परिवर्तन हो जाता है जो सूक्ष्म होकर भी स्पष्ट है ओर सीमित होकर भी 
जीवन भर में व्यापक है | जव स्त्री प्रेयसी से पल्ली तथा पली से माता के 
रूप में परिवर्तित हो गई तब उसके प्रति विशेष कतव्य के बन्धन d 
बँधे हुए पुरुष ने देखा तथा अनुभव किया कि वह, स्त्री से अधिक 


महान हो जाने के कारण क्रीड़ा की वस्तु मात्र नहीं रह UE] पुरुष ने 


स्री के मातृ-रूप के सामने मस्तक भुकाया, उस पर हृदय की अतुल 


श्रद्धा चढ़ाई अवश्य, परन्तु पूजा-अर्चा से उसके श्रन्तस्तल की प्यास न 


बुझी | उसे ऐसी स्री की भी कामना रही, जो केवल मनोविनोद और 
क्रीड़ा के लिए होती, जो जीवन के आदि से अन्त तक केवल प्रेयसी ही 
बनी रह सकती और जिसके प्रति पुरुष कतव्य के कठोर बन्धन में न 
बंधा होता | पुरुष की इसी इच्छा का परिणाम हमारे यहाँ की aR- 
बनिताएँ हैं, जिन्हें जीवन भर केवल ot ate प्रेयसी ही वना रहना 
पड़ता है। Wine | 

उनके जीवन का विकास एक़ाज्ञी होता.है। उनके हृदय की 
कल्याणमयी सुकोमल भावनाएं प्रायः सुप्त ही रहती हैं ओर उनकी 
जीवनी-शक्ति प्रकाश देने तथा जगतू में उपयोगी काय करने वाली 


— 


विद्युत्‌ न होकर ऐसी विद्युत होती है जिसका पतन बृक्षों के पतन का | 


पूवगामी बन जाता है | 
उनके मन तथा शरीर दोनों को नित्य नवीन ही बने रहने का 
अभिशाप मिला है। उनके नारीत्व को दूसरों के मनोरञ्जन मात्र का 
ध्येय मिला है तथा उनके जीवन का तितली-जैसे कच्चे रंगों से शशज्ञार 
हुआ है, जिसमें मोहकता है, परन्तु स्थायित्व नहीं | वह संसार का 


विकृत प्राणी मानकर दूर रखी गई, परन्तु विनोद के समय आवश्यक 


0, t yi ;" CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


y की कड़ियाँ ११५ 
भी समझी गई, जैसे मनुष्य-समाज, हानि पहुँचाने वाले बिचित्र पशु- 
पत्तियों को भी मनोरङ्ञन के लिए कटघरों में सुरक्षित रखता है | 

पुरुष ने ऐसी, केवल मनोरज्ञन के लिए जीवित रहनेवाली, नारी 
के प्रेयसी भाव को और अधिक मधुर बनाने के लिए उसे भावोद्दीपक 
कलाओं की आराधना का अधिकार दिया | ऐसे wets सुसज्जित | | 
होकर वह और भी gua हो उठी । उसने फूल-जैसे हल्के चरणों से 
देवता के सामने तन्मयताभरा लास दिखाया, कोकिल से मीठे स्वरों में 
बंधे संगीत से मानव-समुदाय को बेसुध' करना सीखा तथा पुरुष की 
दुबल सुस प्रवृत्तियों को जगाने का अधिक से अधिक मूल्य माँगा और 
पाया | पुरुष ने उसे अपने कल्याण के लिए नहीं स्वीकार किया, वरन्‌ 
वाह्य संसार के संघर्ष तथा शुष्कता से क्षण भर अवकाश पाने के लिए 
मदिरा के समान उसके साहचर्यं का उपयोग किया | प्रश्‍न हो सकता है 
कि क्या स्त्री, पल्ली के रूप में पुरुष के संघर्षमय जीवन को अधिक सरल 
और सह्य न बना सकती थी ! अवश्य ही बना सकती थी और बनाती 
रही है, परन्तु वह माता होकर जो स्निग्ध स्नेह दे सकती है वह उत्ते- 
जक नहीं है । और प्रायः पुरुष ऐसी उत्तेजना भी चाहता है, जिससे 
वह कुछ क्षणों के लिए संकज्ञाशून्य-सा हो जावे | 

गङ्गाजल मदिरा से अधिक कल्याणकारक तथा पवित्र है, परन्तु 
कोई भी अपने आपको भूलने की इच्छा रखनेवाला उसकी पवित्रता पर 
ध्यान न देगा । स्त्री, पत्नी बनकर पुरुष को वह नहीं दे सकती जो 
उसकी पशुता का भोजन है। इसी से पुरुष ने कुछ सोन्दर्य की प्रति- 
Aral को पत्नीत्व तथा मातृत्व से निर्वासित कर दिया | वह स्वर्ग में 
अप्सरा बनी और gest पर वाराङ्गना | राजकार्य से ऊबे हुए Tat 

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar * . . TE a 


| 


1 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


| की समाएँ उससे सुसज्जित हुई, युद्ध में प्राण देने जाने वाले बीरों ने 
| तलवारों की झनभनाहट सुनने के पहले उसके नूपुरों की रुनभुन सुनी, 
ग्रति विश्राम से शिथिल लक्ष्मी के कृपा-पात्रों के प्राण उसकी स्वरलहरी 
के कम्पन से कम्पित हुए और कतव्य Bee बन्धन में बंधी णहणी 
` उसके अक्षय व्यावसायिक स्त्रीत्व के श्राकर्षण से सशङ्कित हो उठी || ) 
li! आंधी के समान उसका स्त्रीत्व वादल की छबि लेकर आया, WC 
ध्वंस तथा धूल छोड़कर अज्ञात दिशा में वढ़ गया | 
| पुरुष के लिए वह आदिम थुग की वन्धनद्दीन, कतंव्य-ज्ञान-शूल्य 
|! तथा समाजरहित नारीमात्र रही | पुरुष को आकर्षित करना उसका 
| ध्येय तथा पराभूत करना उसकी कामना रही | मनुष्य में जो एक पशुता 
का, वर्बरता का अक्षय अंश हे उसने सवदा ऐसी ही नारी की इच्छा 
की | इसीसे ऐसी रूपःव्यवसायिनी स्त्री की उपस्थिति सब gal में 
सम्भव रही । स्त्री के विकास या उसकी शक्तियों के विस्तार के लिए, 
` ऐसा जीबन कितना आवश्यक या उपयुक्त है, इसपर पुरुष ने प्रायः 
विचार नहीं किया | विचार करने की उसे आवश्यकता भी नहीं थौ । 
उसके पास त्याग, वलिदान तथा ग्रात्मसमपंण का ममे जानने वाली 
एक पत्नी थी ही माता और वहिन के स्नेह से भी उसके प्राण स्निग्ध 
| थे । फिर बह इस रूप की हाट में उत्तेजना वेचने बाली कलामयी नारी 
Wit के हृदय की भूख क्यॉकर समझता ! उसे भी अपनी quar केलिए |. 
UN ps सौन्दर्य के विक्रय के अतिरिक्त और कुछ चाहिए, यह कैसे मान लेता ! 
.. 70 यदि यह रूपसी भी माता बनकर वात्सल्य का वितरण करने लगती तो 
» फिर पुरुष नारी का केवल प्रेयसी रूप कहाँ और किसमें देखता, ST- | 
sar की मदिरा कहाँ और कैसे पाता ! | 


११६ श्रृंखला | 
| 


ee W 


EEG oo 0 00 T ME CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ ११७ 
| उसने कहीं इस स्त्री को देवता की दासी बनाकर पवित्रता का 
| स्वाँग भरा, कहीं मदिरा में नृत्य कराकर कला की दुहाई दी ओर कहीं 
केबल अपने मनोविनोद की वस्तु-मात्र वनाकर अपने विचार में गुण- 
ग्राहकता ही दिखाई | 
यदि स्त्री की ओर से देखा जाय तो निश्चय ही देखनेवाला काँप 
उठेगा | उसके हृदय में प्यास है, परन्तु उसे भाग्य ने मृगमरीचिका में 
निर्वासित कर दिया है | उसे जीवन भर आदि से रन्त तक सौन्दर्य की 
हाट लगानी पड़ी, अपने हृदय की समस्त कोमल भावनाओं को कुचल 
कर, आत्मसमपंण की सारी इच्छाओं का गला घोंटकर, रूप का क्रय 
विक्रय करना पड़ा--ओऔर परिणाम में उसके हाथ श्राया निराश हताश 
एकाकी श्रन्त | 
उसने क्या खोया ओर क्या पाया, इसका विचार करने का संसार 
| ने उसे अवकाश ही न दिया और यदि देता भी तो सम्भव है वह तब 
| अपना हानि-लाभ जानने की बुद्धि नहीं रखती | जीवन की एक विशेष 
अवस्था तक संसार उसे चाडुकारी से मुग्ध करता रहता है, झूठी प्रशंसा 
की मदिरा से उन्मत्त करता रहता है, उसके सौन्दर्य-दीप पर शलभ-सा 
मंडराता रहता है परन्तु उस, मादकता के अन्त में, उस बाढ़ के उतर 
जाने पर उसकी ओर कोई सहानुभूतिभरे नेत्र भी नहीं उठाता | उस 
समय उसका तिरस्कृत स्त्रीत्व, लोलुपों के द्वारा प्रशंसित रूप-वैभव का 
bs भग्नावशेष क्या उसके हृदय को किसी प्रकार की सान्त्वना भी दे 
| सकता है ? जिन परिस्थितियों ने उसका ग्ह-जीवन से बहिष्कार किया, . 
| जिन व्यक्तियों ने उसके काले भविष्य को सुनहले स्वप्नो से ढाँका, i 
| जिन पुरुषों ने उसके नूपुरों की erat के साथ अपने हृदय के स्वर . — 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar -~ UM C p Aa 


| IRR SEN A P Gaskin, PST S 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११८ श्रृंखला 


मिलाये और जिस समाज ने उसे इस प्रकार हाट लगाने के लिए 
विवश तथा उत्साहित किया, वें सव क्या कभी उसके एकाकी अन्त 
का भार कम करने लोट सके ! 

यह सम्भव नहीं था कि उसने अपने सुनहरे दिनों के साथियों पर 
विश्वास न किया हो, उनके प्रत्येक वाक्य में सच्ची सदिच्छा न देखी 
हो, परन्तु उसके वे अनुभव ग्रस्त में मिथ्या ही निकलते हैं। 

किसी भी विषय-को सदा भावुकता के दृष्टिकोण से देखना उचित 
नहीं होता | इन स्त्रियों की स्थिति को भी हम केवल इसी दृष्टिकोण से 
देखकर न समझ सकेंगे | उनकी स्थिति को यथाथ रूप में देखने के 
लिए हमें उसे कुछ व्यावहारिक रूप में भी देखना होगा । अनेक 
व्यक्तियों का मत है कि चाहे जितना प्रयत्न किया जाय, स्त्री-समुदाय में 
कुछ feat अवश्य ही ऐसी होंगी जो ग्रहस्थ जीवन तथा मातृत्व की 
aia ऐसा स्वतन्त्र जीवन ही स्वीकार करेंगी तथा कुछ-कुछ का मत 
है कि अनेक पुरुषों को ऐसी रूप की हाट की आवश्यकता भी रहेगी | 
पुरुष को आवश्यकता रहेगी, इसलिए el को waar जीवन बेचना 
दोगा, यह कहना तो न्यायसङ्गत न होगा | कोई भी सामाजिक प्राणी 


अपनी आवश्यकता के लिए किसी अन्य के स्वार्थ की हृत्या नहीं कर 
सकता | 


C es is 5— CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


1 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ 


(RI 

इन स्त्रियों ने, जिन्हें गर्वित समाज पतित के नाम से सम्बोधित 
करता आ रहा है, पुरुष की वासना की वेदी पर कैसा घोरतम बलिदान 
दिया है, इस पर कभी किसी ने विचार भी नहीं किया | पुरुष की 
बर्बरता, रक्तलोलुपता पर बलि होने वाले युद्धवीरों के चाहे स्मारक 
बनाये जावें, पुरुष की अधिकार-भावना को agen रखने के लिए 
प्रज्ज्यलित चिता पर चण भर में जल मिटने वाली नारियों के नाम चाहे 
इतिहास के पृष्ठों में सुरक्षित रह सकें; परन्तु पुरुष की कभी न बुझने 
वाली वासनाग्नि में हंसते-हंसते अपने जीवन को तिल-तिल जलाने 
वाली इन रमणियों को मनुष्य-जाति ने कभी दो बू द आँसू पाने का 
अधिकारी भी नहीं समभा | न समझना ही अधिक स्वाभाविक था; 
क्योंकि इन्हें सहानुभूति का पात्र समझना, इनकी दयनीय स्थिति तथा 
इनके कठिन बलिदान का मूल्य आँकना पुरुष को उसकी दुब लतां का 
स्मरण करा देता है । चाहे कभी किसी स्वर्णयुग में बुद्ध से ग्रम्बपाली 
को करुणा की भीख मिल गई हो, चाहे कभी ईसा से किसी पतिता ने 
अक्षय सहानुभूति माँग eft हो, Wes साधारणतः समाज से ऐसी fen 
को असीम घृणा और घोर तिरस्कार दी प्राप्त हुआ । 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

१२० श्रृंखला 
यह सत्य है कि युगों से हमारी विनोद सभाएं तथा विवाह आदि 

पवित्र उत्सव इनके विना शोभाहीन समके जाते रहे | प्राचीनकाल सें 
तो देवताओं की अ्रचना में भी नतंक्रियों की आवश्यकता पड़ जाती 
थी परन्तु इन सव ग्राडम्वरों की उपस्थिति में भी उस जाति को समाज 
से कोई सहानुभूति नहीं मिल सकी | | 

क्रीतदासी न होने पर भी उसकी दासता इतनी परिपूणं रही कि 
वह अपने जीवन का गर्हिततम व्यवसाय करने के लिए विवश थी । उसे 
अपने घर के द्वार समाज के कुत्सित से कुत्सित व्यक्ति के लिए भी खुले 
रखने पड़े और भागने का प्रय्न करने पर समाज ने उसके लिए सभी 
मार्ग रुद्ध कर दिये । वह पत्नीत्व से तो निर्वासित थी ही, जीविका के 
अन्य साधनों को अपनाने की स्वतन्त्रता भी न पा सकी | उसकी दशा 
उस व्यक्ति के समान दयनीय हो उठी, जिसे घर के सब द्वारों में आग 
लगाकर धुए में घुट जाने के लिए विवश किया जा रहा हो | 

कभी कोई ऐसा इतिहासकार न हुआ जो इन मूक प्राणियों की 
दुःखभरी जीवनगाथा लिखता; जो इनके at हृदय d इच्छाओं के 
उत्पन्न और नष्ट होने की करुण-कहानी सुनाता, जो इनके dada 
को जकड़ लेने वाली श्रृंखला की कड़ियाँ ढालने बालों के नाम 
गिनाता और जो इनके मधुर जीवनपात्र में तिक्त विष मिलाने वाले 


EI) 


m = 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


1 की कड़ियाँ १२१ 
पुतलों में अमरता उतार ली है ! जो एक स्त्री कर सकती है, वह cu 
के लिए भी श्रसम्भव नहीं हो सकता, यदि दोनों की परिस्थितिर्या 
समान हों | 

मनुष्य जाति के सामान्य गुण सभी मनुष्यों में कम या अधिक 
मात्रा मं विद्यमान रहेंगे | केवल विकास के अनुकूल या प्रतिकूल परि- 
स्थितियाँ उन्हे वढ़ा-घटा सकेगी | पतित कही जानेवाली feat भी 
मनुष्य-जाति से वाहर नहीं हैं, अतः उनके लिए भी मानव-सुलभ प्रेम 
साधना और त्याग अपरिचित नहीं हो सकते । उनके पास भी धड़कता 
हुआ हृदय €, जो स्नेह का ग्रादान-प्रदान चाहता रहता है. उनके 
पास भी बुद्धि है, जिसका समाज के कल्याण के लिए उपयोग हो सकता 
है और उनके पास भी आत्मा है, जो व्यक्तित्व में अपने विकास और 
पूणता की अपेक्षा रखती हे । ऐसे सजीव व्यक्ति को एक ऐसे गर्हित 
व्यवसाय के लिए वाध्य करना, जिसमें उसे जीवन के आदि से न्त 
तक, उमड़ते gu algal को अज्ञन से छिपा कर, सूखे हुए are 
को मुस्कराहृट से सजाकर और प्राणों के क्रन्दन को कणठ ही में रूंध 
कर WII के कुछ cast के लिए अपने आपको बेचना होता है, हत्या 
| के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 

ओर भी जव इतना घोर बलिदान, इतनी निष्ठुर हत्या केवल मनुष्य 
की पशुता की aff के लिए की जाती हो, तब इस क्रूर काय के उपयुक्त 
नाम किसी भी कोष में पाना कठिन होगा । जैसे दास-प्रथा के युग में 
स्वामियों के निकट दास व्यक्ति न होकर यन्त्र मात्र था, वैसे ही समाज 
सदा से पतित स्त्रियों को समझता ग्रा रहा है। उसके निकट ऐसी - 
ferat मनोरञ्जन का निर्जीव साधन मात्र है | यदि उसे कभी चिन्ता भी. | 


—————ÁÁÀÀ Y 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri j 
| १२२ ट श्रृंखला 1 
| होती है तो पुरुष-समाज के हानि-लाभ की; उस दशा में वह इन AN- ps 
गिनियों को ऐसे स्थान में सुरक्षित रखने के नियम वनाता है, जहाँ सुग-* 
मता से किसी की दृष्टि न पहुँच सके; परन्तु उनकी स्थिति में परिवर्तन 
li करना उसका ग्रभीष्ट कभी नहीं रहा | हमारे समाज ने कुष्ठ के रोगियों 
MN के लिए भी ग्राश्रम बनाये, विक्तिप्तो के लिए भी चिकित्सालयों का | 
| | प्रबन्ध किया, परन्तु इनके कल्याण का कोई मार्ग नहीं | ढा । उसने ' 
f अपने वासना-विक्षिप्तो को निर्वासित नहीं किया, बरन्‌ उनके सुख के 
1 लिए स्वस्थ मन और शरीर बाली fed को ग्रह की सीमा से faataa 
«XS दे डाला | 
यह अन्याय ही नहीं, निष्ठुर अत्याचार भी था, इसे प्रमाणित 
करने के लिए प्रमाणों की ्रावश्यकता नहीं | हम उनकी ओर से 
आँख मू दकर कुछ समय के लिए अपने अन्याय को अनदेखा कर 
सकते हैं, परन्तु हमारी यह उदासीनता उसे न्याय नहीं बना सकती | 
जिस समाज में इतनी अधिक संख्या में व्यक्ति आत्म-हनन के लिए 
विवश किये जाते हों, अपने स्वस्थ ओर सुन्दर शरीर को व्याधिग्रस्त, ` 
कुरूप, तथा निर्देष मन को दूषित बनाने के लिए बाध्य किये जाते हों, . 
उस समाज की स्थिति कभी स्पृहणीय नहीं कही जा सकती | i 
कोई भी निष्पक्ष इतिहासकार या समाज-शास्त्र-वेत्ता बता सकेगा 
कि मनुष्य का ग्रसंयम और उसकी बढ़ी हुई विलास-लालसा ही समय 
समय पर मनुष्य-जाति के पतन का कारण बनती रही है | जिस दुरा- 
||| he „`. चार को रोकने के लिए मनुष्य ने इस निष्ठुर प्रथा की सृष्टि की होगी, 
`. उसे इससे प्रश्रय ही मिला । मदिरा से भी कभी किसी की प्यास gut है ! 
. ज्यॉज्यो मनुष्य-जाति में छिपी हुई पशुता को भोजन मिलता गया वह 


Í 


Ss MEL 5 CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ १२३ 
और अधिक सवल होती गई तथा उसके बढ़े हुए आकार को अधिक 
खाद्य की आवश्यकता पड़ती गई | होते-होते हमारी पशुता ने न जाने 
कितने नाम, रूप और आकार धारण कर लिये | आदिम मनुष्य की 
पशुता नेसर्गिक वन्धनों में बंधी हुई थी, qug आज के मनुष्य की 
पाशविक प्रवृत्ति सवथा स्वतन्त्र हे। उसके कृत्रिम जीवन के समान 
उसकी प्रदृत्तियाँ और विकार भी कृत्रिम होकर पहले से अधिक भयङ्कर 
हो उठे हैं। वह अपने जीने के अनेक साधन ही हूँ THX सन्तुष्ट नहीं 
हो सका है, वरन्‌ उसने दूसरों को नष्ट करने के असंख्य उपायों का 
आविष्कार भी कर लिया है यदि वह अपने शरीर के फोड़े को नश्तर 
स श्रच्छा करना सीख गया है तो उसके साथ ही सुई-जैसे यन्त्र-द्वारा दसरे 
के शरीर में विष पहुँचा कर उसे नष्ट करना भी जान गया है । इसीसे 
आज की पतित स्त्री की स्थिति प्राचीनकाल की नर्तकी से भिन्न और 
अधिक दयनीय है | आज असती मेनका से साध्वी शकुन्तला की 
उत्पत्ति सम्भव नहीं है, जिसे भरत-जैसे राजर्षि की जननी होने का 
सौभाग्य मिला था; आज वाराङ्गना वसन्तसेना का अनन्य प्रेम स्वप्न 
है, जिसे पाकर कोई भी पत्नी ग्रपने स्त्रीत्व को सफल कर सकती थी | 
I _ वतमान समाज जिस स्त्री को निर्वासन-दणड देना चाहता है, उसके 
Re कपाल को ऐसे लोहे से दाग देता है जिसका चिह्न जन्म-जन्मान्तर 
के आँसुओं से भी नहीं धुल पाता | किसी दशा में भी न वह और न 
उसकी तिरस्कृत सन्तति इस कलङ्क-कालिमा से छुटकारा पाने की आशा 
कर सकते हैं | उसे मूक भाव से युगयुगान्तर तक इस दरड का (जिसे 
पाने के लिए उसने कोई अपराध नहीं किया) भोग करते हुए समाज के 
saga व्यक्तियों की सीमातीत विलास-वासना का बाँध बनकर C 


| CC-0. Gurukul Kangri Collection, -Haridwar 2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१२४ श्रृंखला 
जीवित रहना पड़ता है । उसके लिए कोई दूसरी गति नहीं, कोई दूसरा 
मार्ग नहीं और कोई दूसरा अवलम्ब नहीं । बह ऐसी ढालू राह पर 
निरवलम्ब छोड़ दी जाती है, जहाँ से नीचे जाने के अतिरिक्त ओर 
कोई उपाय ही नष्टौ रहता | « 
कुछ व्यक्तियों का ase कि ये aat अपनी जीविका के लिए 

स्वेच्छा से इस व्यवसाय को स्वीकार करती हैं ओर किसी भी दशा में 
अपनी स्थिति में परिवर्तेन नहीं चाहतीं । यह कल्पना यदि सत्य हे at 
इससे स्त्री का नहीं वरन्‌ सारी मानव-जाति के पतन का प्रमाणः मिलता 
है और यदि असत्य है तो मनुष्य इससे अधिक अपना अपमान नहीं 
कर सकता | सम्भव है, सौ में एक स्त्री ऐसी मिल जावे जो मन में ऐसे 
व्यवसाय को अपमान का कारण न समझती हो, परन्तु उसके जीवन 
का इतिहास कोई दूसरी ही कहानी सुनायेगा | परिस्थितियों ने उसके 
हृदय को इतना आहत किया होगा, समाज की निष्ठुरता ने उसकी 
इच्छाओं को इतना कुचला होगा, मनुष्य ने उसे इतना छुला होगा कि वह 
आत्मगौरव को ग्राडम्वर और स्नेह तथा त्याग को स्वप्न समझने 
लगी होगी । 


स्नेह ही मनुष्यता के मन्दिर का एकमात्र देवता हे | जब वही | 


प्रतिमा खए्ड-खण्ड होकर धूल में बिखर जाती है, तव उस मन्दिर. 
का aa हुए विना नहीं रहता । जैसे प्रतिमा के बिना मन्दिर किसी भी 
नाम से पुकारा जा सकता है, उसी प्रकार emer मनुष्य किसी भी 
पशु की श्रेणी में ar जा सकता है | स्त्री के हृदय से जब स्नेह का 
“बहिष्कार हो जाता है, उसकी कोमलतम भावनाएँ जव कुचल दी जाती हैं, 


` तब बह भी कोई और ही प्राणी बन जाती है। उसमें फिर गरिमामय स्त्रीत्व 


“>” 


५ Xa were iy CC-0. Gurukul'Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ ५५ 
की प्राणप्रतिष्ठा करने के लिए मनुष्य की chase सहानुभूति तथा 
'स्निग्धतम स्नेह चाहिए | परन्तु हमारे समाज का निर्माण ही इस प्रकार 
हुआ है, उसकी व्यवस्था ही इसी प्रकार हुई है कि वह स्त्री से न 
किसी भूल की आशा रखता है और न उन भूलों की क्षमा में विश्वास 
करता है | पहले से ही वह स्री को पूणतम मनुष्य मान लेता है और 
जहाँ कहीं अपने इस विश्वास में सन्देह का लेशमात्र भी देख पाता 
है, वहाँ at को मनुष्य कहलाने का भी अ्रधिकार देना स्वीकार नहीं 
'करता | | 
मानव-जाति की जननी और उसके चरित्र की विधात्री होने के _.... 
कारण, यदि सत्री के जीवन का आदश कुछ ऊँचा रक्खा गया तो समाज 
ने कोई विशेष अन्याय नहीं किया | परन्तु अन्याय यही हुआ कि अपने 
आदश की चिन्ता में उसने मनुष्य-स्वभावगत उन ga लताओं का 
कोई ध्यान ही नहीं wer, जो स्री छर पुरुष दोनों में समान रूप से 
विद्यमान रहती हैं। जीवन का आदश ale उस तक पहुँचने की 
साधना जितनी सत्य है, उस साधना के मागे में समय-समय पर मिलने 
वाली बाधाएं भी उससे कम सत्य नहीं | उचित तो यही था कि स्त्री ओर ६ 
पुरुष दोनों को अपनी भूलों को सुधार कर साधना के पथ पर अग्रसर 
होते रहने की सुविधाएं मिलती रहतीं, परन्तु पुरुष के अधिक सबल ओर 
समाज का निर्मायक तथा विधायक होने के कारण ऐसा न हो सका | 
उसके छोटे ही नहीं, बड़े-बड़े चरित्रगत दोषों और त्रुटियों को समाज ने 
प्रायः अनदेखा कर दिया और अन्त में परिस्थिति ऐसी हो गई कि उसके 
जीवन में साधना का कोई विशेष स्थान ही नहीं रह गया | l | 
परन्तु समाज का ATEN तो स्थिर रखना ही था, इसलिए स्री पर .. $ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


i 
Bh. 5 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२६ शृंखला 
साधना का भार और भी गुरु हो उठा । उसकी भूलें AAT समझी 
गई, उसकी स्वभावगत मानवीय दुव लताश्रों को दूर करने के लिए 
कठिनतम वन्धनं का आविष्कार किया गया तथा उसकी कामनाश्रों को 
केवल समाज के कल्याण में लगाने के लिए उन्हें sae संयम से घेरा 
गया | at ने साहस से हेंसते-हेसते अपने भार को वहन किया | उसने 


` कभी किसी भी त्याग या वलिदान के सम्मुख कातरता नहीं दिखाई, 


किसी भी वन्धन से वह भयभीत adi हुई ओर समाज के कल्याण के 
लिए उसने अपने सारे जीवन को बिना बिचारे हुए ही चिर-निवेदित 
कर दिया । परन्तु वह त्रुटियों से पूर्ण मनुष्य ही थी ! अनेक fendi 
साधना की चरमसीमा तक पहुँच गई सही, परन्तु कुछ उस पथ को पार 
न कर सकीं | समाज ने इन विचलित दुबल नारियों को दूसरी बार 
प्रयत्न करने का अवसर देने की उदारता नहीं दिखाई, वरन्‌ उन्हें पतन 
के ओर गहरे गत की ओर ढकेल दिया | 

उनको श्रसंख्य वहिनों-द्वारा किये हुए वलिदान ही उनके दोषों 
और क्षणिक ARIAT का प्रचालन कर सकते थे, परन्तु समाज 'ने उन 
दुबल नारियों का एक नवीन समाज वना डाला | इन अवलाओं को 
समाज के कुष्ठगलित श्रङ्ग के समान घृणित व्यक्तियों ने अपने मनो- 
विनोद का साधन मात्र बनाकर रक्खा, इन्हें अपनी जीविका के लिए 
शरीर और आतमा दोनों को किस प्रकार मिट्टी के मोल बेचना पड़ा, 
यह करुणु-कहानी सभी जानते हैं। 

कितनी ही छोटी-छोटी भूलों, कितने ही तुच्छ दोषों के दणड 
स्वरूप उन स्त्रियों को समाज से चिर-निर्वासन मिला है । जो सुयोग्य 


t «पलियाँ और वात्सल्यमयी माताएं बन सकती थीं उन्हें आकणठ ug में 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri j 


i की कड़ियाँ 
; १२७ 


| gar nx उरुष अब यह कहते हुए भी लज्जित नहीं होता कि यह 
स्वेच्छा से ऐसा घृणित व्यवसाय करने आती हैं। उसने खी के चारों 
श्रोर विलासिता और प्रलोभनों के जाल विछाकर उसे साधना के शिखर 
तक पहुँचने का आदेश दिया है | उस पर यदि कभी वह अपने पथ 
Z क्षण TRR उन प्रलोभनों की ओर देख भी लेती है तो समाज 
उसे Suns समान, मांसभक्षी जन्तुग्नों के आगे फेंक देता है, जहाँ से 
gi 2G के उपरान्त हो छुटकारा पा सकती हैं | जिसने इस स्थिति से 
| gus का प्रयत्न भी किया, हमने उसे कोई अवलम्बन नहीं दिया, 
किसी प्रकार की आशा नहीं दी | इस पर भी हमें अभिमान है कि हम 
उस मनुष्य जाति के सदस्य हैं, जो सहानुभूति और प्रेम का आदान- 
प्रदान करने के कारण ही पशुग्रों से भिन्न है | समाज की वबेरतापूण 
| विलासिता की परिणाम-स्वरूपिणी इन नारियों को हमने कब कितनी 
| सहानुभूति दी है, यह कहना कठिन है। हाँ, तिरस्कार हम जितना दे 
| सकते थे, दे चुके हैं, और देते रहेंगे । 

| यह तिरस्कार भी साधारण नहीं वरन्‌ समाज की ग्रत्यन्त लोलुपता 
| और निष्ठुरता का सम्मिश्रित फल है। समाज इनके प्रति घुणा के साथ- 

साथ एक अनिवाय आसक्ति का भी अनुभव करता है | सभ्य और सुसं- 

स्कृत व्यक्तियों से भरे नगरों में azal की संख्या में इनकी उपस्थिति 

तथा उस उपस्थिति को स्थायी बनाने और उस संख्या को बढ़ाते रहने 

के क्रमबद्ध साधन और निश्चित प्रयत्न क्या यह प्रमाणित नहीं करते ! 

| पतित कही जानेवाली ferit के प्रति समाज की घृणा हाथी के दाँत के 

समान बाह्य प्रदशन के लिए है और उसका उपयोग स्वय उसकी 
मिथ्या प्रतिष्ठा की रक्षा तक सीमित है ।-पुरुष इनका तिरस्कारः करता, कून j 

9 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२८ श्रृंखला 


है समाज से पुरस्कार पाने की इच्छा से और इन अभागे प्राणियों को ' 


इस यातनागार में सुरक्षित रखता है अपनी अस्वस्थ लालसा की आग 


बुझाने के लिए जो इनके जीवन को राख का ढेर करके भी नहीं 


PA | समाज पुरुषप्रधान हे अतः पुरुष की दुबलताओं का दण्ड 
उन्हें मिलता है जिन्हें देखकर वह दुब ल हो उठता है | इस प्रकार उन 
feral का अभिशाप दोहरा हो जाता है; एक ओर उन्हें जीवन के सारे 
कोमल स्वप्न, भव्य आदश, मधुर इच्छाए कुचल देनी पड़ती हैं और 
दूसरी ओर सामाजिक व्यक्ति के अधिकारों से वश्चित होना पड़ता हे । 
पुरुष की स्थिति इसके विपरीत है | किसी भी पुरुष का केसा भी 
चारित्रिक पतन उससे सामाजिकता का अधिकार नहीं छीन लेता, उसे 
ves से निर्वासन नहीं देता, सुसंस्कृत व्यक्तियों में उसका प्रवेश 
fata नहीं बनाता, धर्म से लेकर राजनीति तक सभी चेत्रों में ऊंचे. 


ऊंचे पदों तक पहुँचने का मागं नहीं रोक लेता । साधारणतः महान 


दुराचारी पुरुष भी परम सती स्त्री के चरित्र का ग्रालोचक ही नहीं 
'न्यायकर्ता भी बना रहता हे | ऐसी स्थिति में पतित स्त्रियों के जीवन में 
परिवतन लाने का स्वप्न सत्य हो नहीं सकता | जब तक पुरुष को 
अपने अनाचार का मूल्य नहीं देना पड़ेगा तव तक इन शरीर-व्यवसा- 
'यिनी नारियो के साथ किसी रूप में कोई न्याय नहीं किया जा सकता d 


€- CME by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्त्री के अथ -स्वातन्च्य का प्रश्न 


CC-0. Gurukul Kangri Collection; Haridwar E M 


ae 


"WES 
| | 
| h Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शृंखला | 


LR] 

AA सदा से शक्ति का अन्ध-अनुगामी रहा है। जो अधिक सवल 
था उसने सुख के साधनों का प्रथम अधिकारी अपने आपको माना 
श्रौर ्रपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार ही धन का विभाजन करना 
कतव्य समभा | यह सत्य है कि समाज की स्थिति के उपरान्त उसके 
विकास के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह सवल रहा चाहे निबल, | 
मेधावी था चाहे मन्दबुद्धि, सुख के नहीं तो जीवन-निर्वाह के साधन, | 
देना आवश्यक सा हो गया; परन्तु यह आवश्यकता भी शक्ति की पक्ष- | 
पातिनी ही रही । सवल ने gaat को उसी मात्रा में निर्वाह की af । 
धाएँ देना स्वीकार किया, जिस मात्रा में वे उसके लिए उपयोगी सिद्ध, | 
हो सकी | इस प्रकार समाज की व्यवस्था में भी वह साम्य न त्रा सका 
जो सब के व्यक्तित्व को किसी एक तुला पर तोलता | 

सारी राजनीतिक, सामाजिक तथा अन्य equa की रूपरेखा 
शक्ति-द्वारा ही निर्धारित होती रही और सबल की सुविधानुसार ही 
परिवर्तित और संशोधित होती गई, इसी से gaa को वही स्वीकार 


. करना पड़ा जो सुगमतापूवक मिल गया | यही स्वाभाविक भी था । 


I Gurukul Kangri Collection, Haridwar PON 


Tw Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ १३१ 


आदिम युग से सभ्यता के विकास तक at सुख के साधनों में 
गिनी जाती रही | उसके लिए परस्पर dud हुए, प्रतिद्वन्द्रिता चली 
महाभारत रचे गये और उसे चाहे इच्छा से हो और चाहे अनिच्छा से 
उसी पुरुष का अनुगमन करना पड़ता रहा जो विजयी प्रमाणित हो 
सक्रा | पुरुष ने उसके अधिकार अपने सुख की तुला पर तोले, उसकी 
विशेषता पर नहीं; अतः समाज की सव व्यवस्था्रों में उसके ओर पुरुष . 
के अधिकारों में एक विचित्र विषमता मिलती है | जहाँ तक सामाजिक 
प्राणी का प्रश्‍न है, स्त्री, पुरुष के समान ही सामाजिक सुविधाओं की 
अधिकारिणी है, परन्तु केवल अधिकार की दुहाई देकर ही तो वह सब 
निबल का चिरन्तन संघर्ष और उससे उत्पन्न विष्रमता नहीं मिटा 
सकती | 
जिस प्रकार अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं ने स्री को अधिकार देने 
में पुरुष की सुविधा का विशेष ध्यान रखा है, उसी प्रकार उसकी 
र्थिक स्थिति भी परावलम्बन से रहित नहीं रही | भारतीय et के 
सम्बन्ध में पुरुष का भर्ता नाम जितना यथार्थ है उतना सम्भवतः और 
कोई नाम नहीं | खरी, पुत्री, पत्नी, माता, आदि सभी रूपों में आर्थिक 
दृष्टि से कितनी परमुखापेक्षिणी रहती हैं, यह कौन नहीं जानता ! इस 
आर्थिक विषमता के पक्ष और fara दोनों ही में age कुछ कहा जा 
सकता है और कहा जाता रहा है | 
र्थिक इष्टि से eft की जो स्थिति प्राचीन समाज में थी, उसमें 
अब तक परिवतन नहीं हो सका, यह विचित्र सत्य है | 
वेद-कालीन समाज में पुरुष ने नवीन देश में फैलने के लिए 
सन्तान की आवश्यकता के कारण और अनाचार को रोकने के लिए 


1. 3 CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ° ^ ; 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२२ श्रृंखला 


विवाह को aga महत्व दिया ओर सन्तान की जन्मदात्री होने के कारण 
स्त्री भी aaa गरिमामयी हो उठी | उसे यज्ञ आदि धर्म-कार्यों में पति 
का साथ देने के लिए सहधर्मिणीत्व ओर te की व्यवस्था के लिए 
ग्रहणीत्व का श्लाध्य पद भी प्राप्त हुआ, परन्तु धार्मिक और सामाजिक 
दृष्टि से उन्नत होने पर भी आर्थिक दृष्टि से वह नितान्त परतन्त्र ही रही। 

ग्रह और सन्तान के लिए द्रव्य-उपाजन पुरुष का कतव्य था, अतः 
धन स्वभावतः उसी के अधिकार में रहा । teat णहपति की आय 
के श्रनुसार व्यय कर णह का प्रबन्ध और सन्तान-पालन आदि कार्य 
करने की अधिकारिणी मात्र थी | 

प्राचीन समाज में पुरुष से भिन्न at की स्थिति स्प्रहणीय मानी ही 
नहीं गई, इसके पर्याप्त उदाहरण उस समय की. सामाजिक व्यवस्था में 
मिल सकेंगे । प्रत्येक कुमारिका वयस्क होने पर ग्रहस्थ धर्म में दीक्षित 
होकर पति के एह चली जाती थी और फिर पुत्रों के समर्थ होने पर 
वानप्रस्थ आश्रम में पति की अनुगामिनी बनती थी | पुत्र पिता की 
समस्त सम्पत्ति का अधिकारी होता था, परन्तु कन्या को विवाह के अव- 
सर पर प्राप्त होने वाले यौतुक के अतिरिक्त और कुछ देने की ATAA- 
कता ही नहीं समभी गई | जिन कुमारिकाओं ने ग्रह-धर्म स्वीकार नहीं 
किया उन्हें तपस्विनी के समान अध्ययन में जीवन व्यतीत करने की 


स्वतन्त्रता थी, परन्तु उस स्थिति में ग्रहस्थ के समान ऐशबय-भोग उनका 
ध्येय नहीं रहता था | 


स्री को इस प्रकार पिता की सम्पत्ति से बञ्चित करने में क्या उद्देश्य. 


रहा, यह कहना कठिन है | यह भी सम्भव हे कि oft के निकट वैवा- 
#1 हिक जीवन को अनिवाय रखने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई दो 


e ip "6C-0; Gurukul Kangri Collection, Haridwar ^ Di 


" ag: ‘aie ee ai 
So - 


- A 


m 


SSC Rt SSSR no A 
Cr 


| 


EJ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ १३३ 


ओर यह भी हो सकता है कि पुरुष ने उस dadaa जीवन. में इस 
विधान की ओर ध्यान का अवकाश ही न पाया हो | कन्या को पिता 
की सम्पत्ति में स्थान देने पर एक कठिनाई और भी उत्पन्न हो सकती 
थी । कभी युबतियाँ स्वयंवरा होती थीं और कभी विवाह के लिए 
वलात्‌ छीनी भी जा सकती थीं | ऐसी दशा में पैतृक सम्पत्ति में id | 
उत्तराधिकारी होने पर अन्य परिवारों के व्यक्तियों का प्रवेश भी बं 
परम्परा को अव्यवस्थित कर सकता था | चाहे जिस कारण से [3H 
परन्तु इस विधान ने पिता के ग्रह-में कल्या की स्थिति को बहुत गिरा 
दिया, इसमें सन्देह नहीं | विधवा भी पुनर्विवाह के लिए स्वतन्त्र थी, 
अतएव उसके जीवन-निर्वाह के लिए विशेष प्रबन्ध की ओर किसी ने 
ध्यान नहीं दिया | 

प्राचीन समाज का ध्यान ग्रपनी वृद्धि की ओर श्रधिक होने के 
कारण उसने स्त्री के मातृत्व का विशेष आदर किया, यह सत्य है; परन्तु 
सामाजिक व्यक्ति के रूप में उसके विशेष अधिकारों का मूल्य आँकना 
सम्भव न हो सका | उसके निकट स्त्री, पुरुष की सङ्किनी होने के कारण 
हो उपयोगी थी, उससे भिन्न उसका अस्तित्व चिन्ता करने योग्य ही 
नहीं रहता था | ग्रपनी सम्पूण सुविधाओं और समस्त gal के लिए 
at का पुरुष पर निभर रहना ही अधिक स्वाभाविक था, अतः समाज 
ने किसी ऐसी स्थिति की कल्पना ही नहीं की, जिसमें स्त्री पुरुष से सहा- 
यता विना att हुए ही जीवन-पथ पर आगे बढ़ सके | पिता, पति, 
पुत्र तथा अन्य सम्त्रन्धियों के रूप में पुरुष सत्री का सदा ही भरण-पोषण 
कर सकता था, इसलिए उसकी ्रार्थिक स्थिति पर विचार करने की | 
किसी ने आवश्यकता ही न समभी | स्री के प्रति समाज की यह STU. 


0 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . '.. aut A. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२४ श्रृंखला 
इतनी पुरानी हो गई है कि श्रव हम उसकी अस्वाभाविकता ओर अनौ- 
चित्य को एक प्रकार से भूल ही गये हैं; अन्यथा ऐसी स्थिति बहुत 
काल तक न ठहर सकती | 
आरम्भ में प्रायः सभी देशों के समाज ने स्त्री को कुछ स्पृहणीय 
स्थान नहीं दिया परन्तु सभ्यता के विकास के साथ-साथ स्त्री की स्थिति 
में भी परिवतन होता गया। बास्तव में at की स्थिति समाज का विकास 
नापने का मापदण्ड कही जा सकती है । नितान्त aar समाज में स्त्री 
पर पुरुष वैसा ही अधिकार रखता है, जैसा वह अपनी अन्य स्थावर 
सम्पत्ति पर रखने को स्वतन्त्र हे । उसके विपरीत पूणा विकसित समाज 
में स्री पुरुष की सहयोगिनी तथ! समाज का आवश्यक rg मानी 
जाकर माता तथा पत्नी के महिमामय आसन पर आसीन रहती है | 
भारतीय ot की स्थिति में आदिम-युग की स्त्री की परवशता और 
पूण बिकसित समाज के नारीत्व की गरिमा का विचित्र सम्मिश्रण है.। उसके 
प्रति समाज की श्रद्धा की मात्रा पर विचारकर कोई उसे पूर्ण संस्कृत समाज 
का अंग ही समक सकता हे, परन्तु उसके जीवन का व्यावहारिक रूप एक 
दूसरी ही करुण गाथा सुनाता है | सम्भवतः उस धमेप्राण युग ने स्त्री 
को घाम्मिक तथा सामाजिक दृष्टि से उन्नत स्थान देकर ही अपने कतेव्य 
की इति समक ली; उसकी व्यावहारिक कठिनाइयों की ओर उसका ध्यान 
ही नहीं जा सका | मातृत्व की गरिमा से गुरु और पत्नीत्व के सौभाग्य 
से ऐश्वयशालिनी होकर भी भारतीय नारी अपने व्यावहारिक जीवन में 
सबसे अधिक छुद्र और रङ्क कैसे रह सकी, यही areas है | समाज ने 
` उसे पुरुष की सहायता पर इतना निर्भर कर दिया कि उसके सारे त्याग, 
SST स्नेह ओर सम्पूर्ण आत्म-सम्पण बन्दी के विवश कतव्य के समान 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EM oum FR nA 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


al कड़ियाँ १३५ 
जान पड़ने लगे | 

शताब्दियाँ की शताब्दियाँ आती जाती रहीं, परन्तु स्री की स्थिति 
की एकरसता में कोई परिवतन न हो सका। किसी भी स्मृतिकार ने 
उसके जीवन की विषमता पर ध्यान देने का अवकाश नहीं पाया; किसी 
भी शास्त्रकार ने पुरुष से भिन्न करके उसकी समस्या को नहीं देखा ! 

। ग्रथ सामाजिक प्राणी के जीवन में कितना महत्व रखता है, यह 
कहने की आवश्यकता नहीं | इसकी उच्छ छल वहुलता में जितने दोष 
हैं वे अस्वीकार नहीं किये जा सकते, परन्तु इसके नितान्त अभाव में जो... 
अभिशाप हैं वे भी उपेक्षणीय नहीं | विवश आर्थिक पराधीनता अज्ञान 
रूप में व्यक्ति के मानसिक तथा अन्य विकास पर ऐसा प्रभाव डालती 
रहती है, जो सूक्ष्म होने पर भी व्यापक तथा परिणामतः आत्मविश्वास 
के लिए विष के समान है | दीघकाल का दासत्व जैसे जीवन की स्फूर्ति- 
मती स्वच्छुन्दता नष्ट करके उसे वोभिल बना देता है, निरन्तर ग्रार्थिक 
परवशता भी जीवन में उसी प्रकार प्रेरणा-शूत्यता उत्पन्न कर देती है । 
किसी भी सामाजिक प्राणी के लिए ऐसी स्थिति अभिशाप है जिसमें वह 

| स्वावलम्बन का भाव मूलने लगे, क्योंकि इसके अभाव में वह अपने 

| सामाजिक व्यक्तित्व की रक्षा नहीं कर सकता | 

| समाज में पूर्ण स्वतन्त्र तो कोई हो ही नहीं सकता; क्योंकि सापे- 

| दता ही सामाजिक सम्बन्ध का मूल है । प्रत्येक व्यक्ति उसी मात्रा में 

| दूसरे पर निर्भर है, जिस मात्रा में दूसरा उसकी अपेक्षा रखता है। 

| पुरुष-स्री at इसी थ में अपने विकास के लिए एक दूसरे के सहयोग | 

। की अपेक्षा रखते हैं, इसमें ate नहीं | कठिनाई तब उत्पन्न होती हे . : 

जब यह सापेक्ष भाव एक की ओर अधिक घट या बढ़ जाता हे! स्री 


i 


CC-0. Gurukul Kangri Collection; Haridwar, e 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१३६ श्रृंखला 
और पुरुष यदि अपने सुखों के लिए एक दूसरे पर समान रूप से निर्भर 
रहते तो उनके सम्बन्ध में विषमता आने की सम्भावना ही न रहती, 
परन्तु वास्तविकता यह है कि भारतीय स्त्री की सापेक्षता सीमातीत हो 
गई | पुरुष अपने व्यावहारिक जीवन के लिए स्त्री पर उतना निर्भर 
नहीं है जितना at को होना पड़ता है। at उसके सुखों के अनेक 
साधनों में एक ऐसा साधन है जिसके नष्ट हो जाने पर कोई हानि नहीं 
होती | एक प्रकार से पुरुष ने कभी उसके ञ्रभाव का अनुभव करना 
ही नहीं सीखा, इसीसे उसे ot के विषय में विचार करने की आवश्य- 
कता भी कम पड़ी | सत्री की स्थिति इससे विपरीत है। उसे प्रत्येक पग 
पर, प्रत्येक साँस के साथ पुरुष से सहायता की भिक्षा माँगते हुए चलना 
पड़ता है । 

जीवन में बिकास के लिए दूसरों से सहायता लेना बुरा नहीं; परन्तु 
किसी को सहायता दे सकने की कमता न रखना अभिशाप है | सह- 
यात्री वे कहे जाते हैं, जो साथ चलते हैं; कोई अपने बोर को सहयात्री 
कह कर अपना उपहास नहीं करा सकता। भारतीय पुरुष ने स्त्री को 
या तो सुख के साधन के रूप में पाया या भार रूप में, फलतः वह उसे 
सहयोगी का आदर न दे सका। उन दोनों का आंदान-प्रदान सामा- 
जिक प्राणियों के स्वेच्छा से स्वीकृत सहयोग की गरिमा न पा सका, 
क्योकि एक ओर नितान्त परवशता और दूसरी ओर स्वच्छुन्द AA 
निभरता थी । उनके कायक्षेत्र की भिन्नता तो आवश्यक ही नहीं, अनि- 
बाय €, परन्तु इससे उनकी सापेक्षता. में विषमता आने की सम्भावना 
_ नहीं रहती ! यह विषमता तो स्थिति-वैषम्य से ही जन्म और विकास 
Sota : : 
A PA 


O S 


gi 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ 


[२] 

भारतीय समाज में जिस अनुपात से स्री जाग्रत हो सकी, उसी के 
अनुसार अपनी सनातन सामाजिक स्थिति के प्रति उसमें असन्तोष भी 
उत्पन्न होता जा रहा È | उस असन्तोष की मात्रा जानने के लिए हमारे 
पास श्रभी कोई मापदण्ड है ही नहीं, अतः यह कहना कठिन है कि 
उसकी जाणति ने उसकी चिर-अंवनत दृष्टि को जिस ज्षितिज की ओर 
फेर दिया है, वह उजले प्रभात का सन्देश दे रहा है या शक्ति afaa. 
करती हुई आँधी का | ऐसे ्रसन्तोष प्रायः बहुत कुछ मिटा-मिटा कर, 
स्वयं बनते हैं ओर थोड़ा सा वना कर स्वयं ही मिंट जाते हैं | भविष्य 
को उज्ज्वलतम रूप देने के लिए समाज को, कभी-कभी सहसों वर्षों 
की अवधि में धीरे-धीरे एक-एक रेखा अ्रद्धित कर बनाये हुए अतीत | 
के चित्र पर काली तूली फेरना पड़ जाता है । कारण, प्रत्येक निर्माण 
विध्वंस के आधार पर स्थिर है और प्रत्येक नाश निर्माण के ag में 
पलता है | . 
असंख्य युगों से असंख्य संस्कार और ग्रसंख्य भावनाओं ने भार- 
तीय स्त्री. की नारी मूर्ति में जिस देवत्व की प्राण-प्रतिष्ठा कीथी, उसका... 40 
कोई अंश विना खोये हुए वह इस यन्त्रयुग की मानवी बन AMET wx | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१३८ x श्रृंखला 
अच्छा नहीं लगता कि उसकी निर्विकार भाव से पूजा और उपेक्षा 
स्वीकार कर लेने वाली चिरमौन प्रतिमा के स्थान में ऐसी सजीव 
नारी-मूर्ति रख दी जावे, जो पल-पल में उसके मनोभावों के साथ रुष्ट 
आर तुष्ट होती रहती हो | वास्तव में तो भारतीय स्त्री अब तक वरदान 
देने वाली देवी रही है, फिर ञ्रचानक आज उसका कुछ माँग बैठना 
क्यों न हमें ग्राश्‍चय में डाल दे ! भाक और घड़ियाल के खबरों में ga- 
दीप के मध्य अपने पूजाणह में अन्धवधिर के समान मौन बैठा हुआ 
देवता यदि एकाएक उठकर हमारी पूजा-स्तुति का निरादर कर हमारे 
सारे गृह पर अधिकार जमाने को प्रस्तुत हो जावे, तो हम वास्तव में 
age में पड़ सकते हैं । हमारी पूजा-अर्चा की सफलता के लिए यह 
परम आवश्यक है कि हमार! देवता हमारी वस्तुओं पर हमारा ही 
अधिकार रहने दे ओर केवल वही स्वीकार करे जो हम देना चाहते 
हैं | इसके विपरीत होने पर तो हमारी स्थिति भी बिपरीत हो जायगी | 
भारतीय स्त्री के सम्बन्ध में भी यही सत्य हो रहा है। उसको बहुत 
श्रादर-मान मिला, उसके बहुत गुणानुवाद गाये गये, उसकी ख्याति 
दूर-दूर देशों तक पहुँचाई गई, यह ठीक है, परन्तु मन्दिर के देवता के 
समान ही सब उसकी मौन जड़ता में ही अपना कल्याण समझते रहे ! 
उसके अत्यधिक श्रद्धालु पुजारी भी उसकी fasifaar को ही देवत्व का 
प्रधान श्रंश मानते रहे ओर ग्राज भी मान रहे हैं | 

इस युगान्तरदीघ्र,जीवन-शूत्य जीवन में स्त्री ने क्या पाया, यह कहना 
बहुत प्रिय न जान पड़ेगा, परन्तु इतना तो सत्यं ब्र यात्‌ प्रियं ब्र.यात 
के अनुसार भी कहा जा सकता हे कि इस व्यवहार से उसके मन में 


` -जीवन को जानने की उत्सुकता जाग्रत हो गई । पिछले कुछ वर्षों में 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ १२९ 
जीवन की परिस्थितियों में इतना अधिक परिबतंन हो गया है कि उस 
कोलाहाल में स्त्री को कुछ सजग होना ही पड़ा । इसमें सन्देह है कि || 
इससे भिन्न स्थिति में बड उतनी शीघ्रता से सतक हो सकती या नहीं | 
इस वातावरण को विना समके हुए सत्री की माँगों के सम्बन्ध में कोई 


धारणा वना लेना यदि अनुचित नहीं तो बहुत उचित भी नहीं कहा i 


जा सकता | 

वर्तमान युग में भी जिनकी परिस्थितियाँ श्वास लेने की स्वच्छुन्दता 
भी नहीं देतीं और जिन्हें जड़ता के अभिशाप को ही बरदान समझना 
पड़ता है, उनके सुख-दुःख तो हृदय की सीमा से वाहर भाँक ही नहीं 
सकते, फिर उनके सुख-दुःखों का वास्तविक मूल्य आँक सकना हमारे 
लिए कैसे सम्भव हो सकता है | परन्तु जिन स्त्रियों के निराश असस्तोष 
में हमें अपने समाज का असहिष्णुता से भरा अन्याय प्रत्यक्ष हो जाता 
है उनके स्पष्ट भाव को समभने में भी हम भूल कर सकते हैं। ऐसी 
स्थिति में हमारी विश्वास योग्य धारणा भी इतनी विश्वास योग्य नहीं 
है कि हम उसे भिना तक की कसौटी पर कसे स्वीकार कर सके | 

हम प्रायः अपनी सनातन धारणा का जितना अधिक मूल्य समभते 
। हैं उतना दूसरे व्यक्ति के ग्रभाव और दुःख का नहीं | यही कारण है 
कि जब तक व्यक्तिगत ग्रसन्तोष सीमातीत होकर हमारे संस्कार-जनित 
| विश्वासों को आमूल नष्ट नहीं कर देता तव तक हम उसके अस्तित्व की 
| उपेक्षा ही करते रहते हैं | स्त्री की स्थिति भी gal से ऐसी ही चली ग्रा 
J रही है | उसके चारों ओर संस्कारों का ऐसा क्रूर पहरा रहा है किउसके . : 
| अन्तरतम जीवन की भावनाओं का परिचय पाना ही कठिन हो जाता : 

है। वह किस सीमा तक मानवी है और उस स्थिति में उसके क्या अधिकार -- 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Hatidwar Xe 


Di cos 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४० श्रुंखला 
रह सकते हैं, यह भी वह तव सोचती हे जव उसका हृदय dud अधिक 
आहत हो चुकता है | फिर उसके व्यक्तिगत अधिकारों ओर उनकी LAT 
के साधनों के विषय में कुछ कहना तो व्यर्थ et है । समाज ने उसकी 
निश्चेश्ता को भी उसके सहयोग ओर सन्तोष का सूचक माना zi 
अपने पक्षपात ग्रोर सङ्कीणता को भी अपने विकास ओर उसके जीवन 
के लिए अनुकूल और श्रेयस्कर समझने की भूल की | 
स्त्री के जीवन की अनेक विवशताओं में प्रधान और कदाचित्‌ 
उसे सबसे अधिक जड़ बनाने बाली ग्रथ से सम्वन्ध रखती है और 
रखती रहेगी, क्योंकि ae सामाजिक प्राणी की अनिवार्य आवश्यकता 
है | ग्रथ का प्रश्न केवल उसी के जीवन से सम्बन्ध रखता है, यह धारणा 
भ्रान्तिमूलक है । जहाँ तक सामाजिक प्राणी का सम्बन्ध है, स्त्री उतनी 
ही श्रधिक अधिकार-सम्पन्न है जितना पुरुष; चाहे वह अपने अधिकारों 
का उपयोग करे या न करे | समाज न उनके उपयोग का मूल्य घटा 
सकता है ओर न वढा सकता है; केवल वह बन्धनों से उसकी शक्ति 
और बुद्धि को वाँधकर उसे जड़ वना सकता है, परन्तु उन वन्धनों में 
कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, जो केवल उसके लिए ही नहीं, वरन्‌ सबके 
“लिए घातक सिद्ध होंगे | 
ग्रथ का विषम विभाजन भी एक ऐसा ही बन्धन है, जो at 
पुरुषों दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है | यह सत्य हे कि यह 
प्रश्न आज का नहीं हे, वरन्‌ हमारे समाज के समान ही पुराना हो चुका 


है, परन्तु यह न भूलना चाहिए कि आधुनिक युग की परिस्थितियाँ 


प्राचीन से अधिक कठिन हैं | जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाते है, 
हमारा जीवन अधिक जटिल होता जाता है और हमें और श्रथिक 


" zi "005 Guru Kangri Collection, Haridwar 
Ce sow EC 


DE. SI HR 7) 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
की कड़ियाँ १५१ 
-उललझनभरी परिस्थितियों और समस्याश्रों का सामना करना पड़ता है, 
इसीसे ग्रतीत के साधन लेकर हम अपने गन्तव्य पथ पर बहुत आगे 
नहीं जा सकते । ग्रादिम युग की नारी के लिए जो साधारण कष्ट की 
“स्थिति होगी वह आधुनिक नारी का जीवनयापन ही कठिन कर सकती 
हैं | वतमान युग में ग्रल्य व्यक्तियों के सामने जो जीवन-निर्वाह की 
कठिनाइयाँ हैं, उनसे स्त्री भी स्वतन्त्र नहीं, क्योंकि वह भी समाज का 
आवश्यक AF है ओर उसके जीवन-के विकास से ही समुचित सामा- 
'जिक विकास सम्भव हो सकता है। 
सुदूर अतीत काल में विशेष परिस्थितियों से प्रभावित होकर निरन्तर 
| संघर्ष के कारण समाज स्त्री को जो न दे सका उसी को आदर्श बनाकर 
| उसके प्रत्येक अधिकार को तोलना न न आधुनिक समाज के लिए कल्याण- 
| SEX हो सका हे, न हो सकने की सम्भावना है | उचित तो यही था कि 
'नवीन परिस्थितियों में नवीन कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए वह किया 
E} जो पहले से अधिक उपयुक्त सिद्ध होता । प्राचीन हमारे भविष्य 
-की त्रुटियों को दूर करने में समर्थ नहीं हो सकता, उसका कार्य तो 
| उनकी ओर संकेत मात्र कर देना है | यदि हम उस संकेत को आदेश 
| के रूप में ग्रहण करें और उसीसे अपनी सब समस्याओं को सुलझना 
| ae तो यह इच्छा हमारे ही विकास की बाधक रहेगी | 
| कोई नियम, कोई आदर्श सब काल और सव परिस्थितियों के 
| 'लिए नहीं बनाया जाता; सबमें समय के अनुसार परिवर्तन सम्भव ही 
| नहीं, अनिवाय हो जाते € । प्राचीन आधार-शिला को बिना हरये हुए 
'हम उसपर वर्तमान का निर्माण करके अपने जीवन के मागं को प्रशस्त 
करते रह सकते हैं, अन्यथा कोई प्रगति सम्भव ही नहीं रहती | 


6 0-0. Gurukul Kangri Collection; Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


$93 श्रृंखला 


समाज ने स्त्री के सम्बन्ध में अर्थ का ऐसा विषम विभाजन किया 
है कि साधारण श्रमजीवी वर्ग से लेकर सम्पन्न वर्ग की स्त्रियों तक की 
स्थिति दयनीय ही कही जाने योग्य है । वह केवल उत्तराधिकार a et 
बञ्चित नहीं है, वरन्‌ श्र्थ के सम्वन्ध में सभी चेत्रों में एक प्रकार की 
विवशता के वन्धन में बंधी हुई है । कहीं पुरुष ने न्याय का सहारा 
लेकर और कहीं अपने स्वामित्व की शक्ति से लाभ उठा कर उसे इतना 
अधिक परावलम्बी बना दिया है कि वह उसकी सहायता के विना 
संसारपथ में एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकती | 

सम्पन्न और मध्यम aa की स्त्रियों की विवशता, उनके पतिहीन 
जीवन की दुबंहता समाज के निक्रट चिरपरिचित हो चुकी है । वे शत्य 
के समान पुरुष की इकाई के साथ सव कुछ हैं, परन्तु उससे रहित कुछ 
नहीं | उनके जीवन के कितने अभिशाप ठसी वन्धन से उत्पन्न हुए हैं, 
इसे कौन नहीं जानता ! परन्तु इस मूल त्रुटि को दूर करने के प्रयल 
इतने कम किये गये हैं कि उनका विचार कर आश्चर्य होता है | 

जिन faat की पाप-गाथाओ्रों से समाज का जीवन काला है, जिनकी 
लज्जाहीनता से जीवन लज्जित है, उनमें भी अधिकांश की दुर्दशा का 
कारण aa की विषमता ही मिलेगी । जीवन की आवश्यक सुविधाओं 
का mata मनुष्य को अधिक दिनों तक मनुष्य नहीं बना रहने देता, 
इसे प्रमाणित करने के लिए उदाहरणों की कमी नहीं | वह स्थिति कैसी 
होगी, जिसमें जीवन की स्थिति के लिए मनुष्य को जीवन कौ गरिसा 
खोनी पड़ती है, इसकी कल्पना करना भी कठिन है ! सत्री ने जव कभी 


7" इतना बलिदान किया हे नितान्त परवश होकर ही और यह परवशता 


प्रायः र्थ से सम्बन्ध रखती रही है । जबतक स्त्री के सामने ऐसी 


2 i ^; CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
wy 
की कड़ियाँ १४३ 


समस्या नहीं आती जिसमें उसे विना कोई विशेष मागं स्वीकार किये 
जीवन अ्रसम्भव दिखाई देने लगता है तव तक वह अपनी मनुष्यता 
को जीवन की सबसे बहुमूल्य वस्तु के समान ही सुरक्षित रखती है | यही 
कारण हैं कि वह क्रूर से क्रूर, पतित से पतित पुरुष की मलिन छाया 
में भी अपने जीवन का गौरव पालती रहती है | चाहे जीण-शीण हूँ 
पर आश्रित लता होकर जीवित रहना उसे स्वीकृत हो, परन्तु प्रथ्वी पर 
निराधार होकर बढ़ना उसके लिए सुखकर नहीं | समाज ने उसके 
जीवन की ऐसी अवस्था की E जिसके कारण पुरुष के ग्रभाव में उसके 
जीबन की साधारण सुविधाएँ. भी नष्ट हो जाती हैं | उस दशा में हताश 
होकर वह जो पथ स्वीकार कर लेती है वह प्रायः उसके लिए ही नहीं, 
समाज के लिए भी घातक सिद्ध होता हे | 

आधुनिक परिस्थितियों में सत्री की जीवनधारा ने दिस दिशा को 
अपना लक्ष्य बनाया है उनमें पूणं श्रार्थिक स्वतन्त्रता ही सबसे अधिक 
गहरे रङ्गों में चित्रित है । स्री ने इतने gut के अनुभव से जान लिया 
है कि उसे सामाजिक प्रामाणिक प्राणी वने रहने के लिए केवल दान 
की ही आवश्यकता नहीं है, आदान की भी है, जिसके बिना उसका 
जीवन जीवन नहीं कहा जा सकता। वह आत्म-निवेदित वीतराग तपस्विनी 
ही नहीं, अनुरागमयी पत्नी ओर त्यागमयी माता के रूप में मानवी भी 
है और रहेगी | ऐसी स्थिति में उसे वे सभी सुविधाएँ, वे सभी मधुरकडु 
भावनाएं चाहिएँ जो जीवन को Gear प्रदान कर सकती हैं । 

पुरुष ने उसे ग्रह में प्रतिष्ठित कर वनवासिनी की जड़ता सिखाने 
का जो प्रयत्न किया है उसकी साधना के लिए वन ही उपयुक्त होगा । 

आज की बदली हुई परिस्थितियों में स्त्री केवल उन्हीं आदर्शों से 


il 85 7 or Gurukul Kangri Collection, Haridwar U: 


o e 


4 " 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४४ 

मन्तोष न कर लेगी जिनके सकरे रंग उसके आँसुओं से धुल चुके हैं, 
जिनकी सारी शीतलता उसके सन्ताप से उष्ण हो चुकी है । समाज यदि 
स्वेच्छा से उसके अर्थसम्बन्धी वैषम्य की ओर ध्यान न दे, उसमें परिवर्तन 
या संशोधन को आवश्यक न समझे तो स्त्री का विद्रोह दिशाहीन | 
ग्रांधी-जैसा वेग पकड़ता जायगा और तव एक निरन्तर ध्वंस के 
अतिरिक्त समाज उससे कुछ और न पा सकेगा | ऐसी स्थिति Dem E 
के लिए सुखकर है, न समाज के लिए खुजनात्मक | 


dE Cin जी "GC-0.,Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
Meee NN Rae MTS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| हमारी समस्याएं 


| | 


eain E al er 
१९१३६. ¦ ` UM 


` 


"A cen BS मन Gurukul Kangri Collection, Haridwar ^ '' 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रृंखला 


डॉ० राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 
i कौ स्मृति में खादर भेंट: 
हरप्यारी देवी, ToD आर्य 
WOW कुमारी, रवि प्रकाश आर्य | 


[3] 
जिस प्रकार मिले रहने पर भी गङ्गा-यसुना के सङ्गम का मटमेला 
तथा नीला जल मिलकर एक वर्ण नहीं दो पाता उसी प्रकार हमारे जन- 
साधारण में शिक्षित तथा ग्रशिक्षित वर्ग के वीच में एक ऐसी रेखा 
faq गई है जिसे मिटा सकना सहज नहीं | शिक्षा हमें एक दूसरे के 
निकट लाने वाला सेतु न बनकर विभाजित करने वाली खाइ वन गई 

हे, जिसे हमारी स्वार्थपरता प्रतिदिन विस्तृत से विस्तृततर करती जा | 

i रही है । 

i हम उसे पाकर केवल मनुष्य नहीं, किन्तु ऐसे विशिष्ट मनुष्य बनने | 

का स्वप्न देखने लगते हैं जिनके निकट आने में साधारण मनुष्य भीत 

होने लगें | ऐसी भित्ति मानव-हृदय को asta कर देने वाले aT- 

द्वारा बने तो किसी प्रकार क्षम्य भी हो सकती है, परन्तु हृदय को 

IRAT उदार और विस्तृत बनाने वाले ज्ञान के द्वारा जब यह निर्मित 

होती है तब इसे ATA ओर मनुष्य-समाज के दुर्भाग्य का सूचक सम- 

भना चाहिए | नदी के बहने के माग को रुद्ध कर उसके प्रवाह को 

à je ` उद्गम की ओर ले जाने के प्रयास के समान ही हमारी यह मनुष्या । 

को सङ्कीण बनाने की चाह है | | 


ES EE 


3 ; PEE p. CC-0: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ १७७ 


सारा ज्ञान, सारी शिक्षा, अपने अविकृत तथा प्राकृतिक रूप में 
मानव को, जीवन की अ्रनेकरूपता में ऐक्य ह ढ़ लेने की कमता प्रदान 
करती है, दूसरों की दुबलता में उदार और अपनी शक्ति में नम्र रहने 
का आदेश देती है तथा मनुष्य के व्यक्तित्व की सड्जीण सीमा तोड़ उसे 
ऐसा aqaa वना देती है जिसमें उसकी बुद्धि, उसका चिन्तन, उसके 
कार्य उसके होते हुए भी सबके हो जाते हैं और उसके जीवन का स्वर 
दूसरों के जीबन-स्वरों से सामज्ञस्य स्थापित कर सङ्गीत की सृष्टि करता 
है | इतने ऊचे श्रादर्श तक न पहुँच सकने पर भी हम ज्ञान से पशु 
की स्वार्थपरता सीखने का विचार तो कल्पना में भी न ला सकेंगे चाहे 
कभी-कभी ऐसे ब्यक्ति उत्पन्न हो जाते हों जिनमें सप के मुख में स्वाति- 
जल के समान विद्या विष वन गई है । ऐसे अपवाद तो सवव्यापक हैं | 

हमारी नैतिक, सामाजिक आदि व्यवस्थाश्रों से सम्बन्ध रखने 
वाली अनेक दुरवस्थाओं के मूल में शिक्षा का विकृत रूप भी है, यह 
कहना ्रतिशयोक्ति न होगी | 

यह दुर्भाग्य का विषय कहा जाता है कि हमारे यहाँ शिक्षितों की 
संख्या न्यूनतम है, परन्तु यह उससे भी ञ्रधिक दुर्भाग्य की बात है कि 


इने-गिने शिक्षित व्यक्तियों के जिन कन्धों पर कतव्य का गुरुतम भार है ` 


वे दुव ल और अशक्त हैं | जिन्हें अपनी, अपने समाज की, अपने देश 
की अनेकमुखी दुदंशा का अध्ययन करना था, उसके कारणों की खोज 
करनी थी और उन कारणों को दूर करने में अपनी सारी शक्ति लगा 
देनी थी यदि वे ही इतने निस्तेज, उद्योग-शून्य, अकर्भण्य तथा निरीह 


हो गये तब श्रौर व्यक्तियों के विषय में क्या कहा जावे जो अंधेरे में 


पगा-पग पर पथ-प्रद्शक चाहते हैं | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar: s f 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१४८ श्रृंखला 

शिक्षा-द्वारा प्रास अनेक अभिशापों में से एक, जी ,वका-सम्बन्धी 
बेकारी के समान ही, इनके मस्तिष्क की बेकारी भी चिन्तनीय है। सारी 
बुद्धि, सारी क्रियात्मक शक्ति भारो पुस्तकों को कण्ठस्थ करने और 
समय पर लिख देने में ही केन्द्रित हो गई है; इसके उपरान्त प्राय: उन्हे 
बुद्धि तथा शक्ति के प्रयोग के लिए क्षेत्र नहीं मिलता ओर यदि मिला 
भी तो इतना सङ्कीण कि उसमें दोनों ही पंगु वन कर रह पाती हॅ | 

aus जल के पात्र के पास रखा हुआ उष्ण जल का पात्र जैसे 
अनजान में ही उसकी शीतलता ले लेता हे उसी प्रकार चुपचाप 
शिक्षित महिला-समाज ने पुरुष-समाज की दुब लताएँ आत्मसात्‌ कर 
ली हैं और wa वे उनकी दुरवस्था में ही चरम सफलता की प्रतिछाया 
देखने लगी हैं | = 

हमारे सारे gU अपने वाल-रूप में बड़े प्रिय लगते हैं । छोटे से 
wala बालक के सुख से फीका झूठ भी मीठा लगता है; उसकी 
स्वाथपरता देखकर हँसी आती है, परन्तु जव वही बालक सबोध होकर 


अपने कूठ और स्वार्थपरता को भी बड़ा कर लेता है तब हमें उन्हीं , 


गुणों पर आँसू बहाने पड़ते हैं | दरिद्र माता जब अनेक परिश्रमों से 
उपार्जित धन का प्रचुर अंश व्यय कर अपनी विद्यांथेनी बालिका को 
ग्रह के इतर कार्यों से घृणा तथा feed ऐसी सुविधा नहीं मिली है उनके 
प्रति उपेक्षा प्रकट करते देखती है तव उसे ग्रात्मसन्तोष की प्रसन्नता हो 
सकती हे, परन्तु जब वही बालिका बड़ी तथा शिक्षिता होकर अपनी 
माता तथा उसके समाज के प्रति अनादर दिखाने का स्वभाव बना 
लेती हे तब सम्भव है उसे पहली-सी प्रसन्नता न होती हो | 

आज हमारे हृदयों में शताब्दियों से सुत्त विद्रोह जाग उठा है | 


do T g 
'" CG-0, Güfukul Kangri Collection, Haridwar 


puc] 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ १३४९ 


इस समय हमारा इष्ट स्वतन्त्रता है जिसके द्वारा हम अपने जंग लगे हुए 
बन्ध को एक ही प्रयास में काट सकती हैं | इसके लिए शिक्षा चाहिए; 
उसे चाहे किसी भी मूल्य पर क्रय करना पड़े, परन्तु आज वह हमें 
महँगी न लगेगी, कारण वह हमारे शक्ति के, बल के कोष की Hat 
है । वही उस व्यूह से निकलने का द्वार है जिसमें हमारे दुर्भाग्य ने हमें 
न जाने कब से घेर रखा है | घर जलते समय उसमें रहने वाले किसी 
भी मागे से चाहे वह अच्छा हो या बुरा वाहर निकल जाना चाहते 
हैँ; उस समय उनका प्रवेश-द्वार से ही अग्नि के वाहर जाने का प्रण 
उपहासास्पद ही होगा | परन्तु निकलने के उपरान्त यदि वे मुड़कर भी 
न देखें, ज्वाला से घिरे हुए अन्य झुलसने वालों के आतंनाद की ओर 
से कान वन्द कर लें, उन्हें किसी प्रकार भी सहायता न दें तो उनका 
स्वतन्त्र, शीतल वायुमण्डल में श्‍वास लेना व्यर्थ होगा और उनके इस 
व्यवहार से मनुष्यता भी लजा जायगी | 

हमारे वतमान महिला-समाज की अवस्था भी कुछ-कुछ ऐसी ही 
है । जिन्हें बन्धनो से मुक्ति कें साधन शिक्षा के रूप में मिल गये हैं 
उनके जीवन के उद्देश्य ऐसे निर्मित हो गये हैं जिनमें पराथ का प्रवेश 
कठिनता से हो सकता है ओर सेवा की भावना के लिए तो स्थान ही 
मिलना सम्भव नहीं ! जब इतनी शिक्षा के उपरान्त भी पुरुषों में 
शिक्षित व्यक्तियों की संख्या नगण्य हे तब अविद्या के साम्राज्य की 
स्वामिनी स्त्रियों के विषय में कुछ कहना व्यर्थ हे । यदि उनमें किसी 
प्रकार एक प्रतिशत साक्षर निकल ग्रावें तो उस एक के मस्तक पर शेष 
निन्यानवे को माग दिखाने का भार रहेगा, यह न भूलना चाहिए | 
जत्र एक कार्थ करनेवालों की संख्या अधिक होगी सब पर कार्यभार 


bye = 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar A 2 R 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

१५० श्रुंखला 
हल्का होगा परन्तु इसकी विपरीत दशा में अल्प व्यक्तियों को अधिक 
गुरु कतंव्य स्वीकार करना ही पड़ेगा | 

हमारे यहाँ कुछ विद्यार्थिनियाँ प्राथमिक शिक्षा के उपरान्त ही 
अध्ययन का ग्रस्त कर देती हैं, कुछ माध्यमिक के उपरान्त | इनमें से 
कुछ इनी-गिनी विद्यार्थिनियाँ उच्च शिक्षा के उस ध्येय तक पहुँच 
पाती हैं जहाँ पहुँचने के उपरान्त उनकी इच्छा और शक्ति दोनों ही 
उत्तर दे देती हैं | यदि निरीक्षक की दृष्टि से देखा जाय तो ये तीनों 
सोपान मनुष्य को विशेष उन्नत नहीं वना रहे हें जिन्हें प्राथमिक 
शिक्षा देने का हम गव करते हैं उन बालिकाओं को ऐसे वातावरण 
में, जो उनके मानसिक विकास के लिए, ग्रनुपयुक्त है, ऐसे शिक्षकों- 
द्वारा शिक्षा मिलती है जो उन्हें जीवन के उपयोगी सिद्धान्तो से भी 
gaa रहने देते हैं। इस अभाव में मनुष्य के पारिवारिक तथा 


सामाजिक जीवन का पंगु हो जाना अवश्यम्भावी है। अशिक्षिताओं . 


में मूर्खता के साथ सरलता, नम्रता श्रादि गुण तो मिल जाते हैं परन्तु 
ऐसी साक्षर महिलाओं के हाथ, अपने सारे गुण देकर ARTA या 
दो-चार भले-बुरे उपन्यासों के पारायण की शक्ति के अतिरिक्त ओर कुछ 
नहीं आता | जिनकी केवल प्राथमिक शिक्षा सीमा है जबतक वाता- 
वरण उपयुक्त तथा शिक्षकवर्ग ऐसे न हों जो उनके समवेदनशील कोमल 
हृदय पर अच्छे संस्कार डाल सक, उनके सुखमय भविष्य के निर्माण 
के लिए सिद्धान्तों की gee नींव डाल सकें, उन्हें मनुष्यता की पहली 
सीढ़ी तक पहुँचा सके तवतक ACMA केवल अन्ञर-श्ञान रहेगा | 
जीने के लिए हीं शिक्षा की आवश्यकता है परन्तु जो व्यक्ति जीना ही 
नहीं जानता उससे न संसार को कुछ लाभ हो सकता है और न वह 


Mie 


" CC-0. Gurukut Kangri Collection, Haridwar 


RU Su oc MU GNE s s -a डी 


ie 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ १५१ 


शिक्षा का कोई सदुपयोग ही कर पाता है | 

हमारे वाल्यकाल के संस्कार ही जीवन का ध्येय निर्धारित करते हैं 
अतः यदि शैशव में हमारी सन्तान ऐसे व्यक्तियों की छाया में ज्ञान 
प्राप्त करेगी जिनमें चरित्र तथा सिद्धान्त की विशेषता नहीं है जिनमें- 
संस्कारजनित अनेक दोष हैं तो फिर विद्यार्थियों के चरित्र पर भी उसी 
की छाप पड़ेगी और भविष्य में उनके ध्येय भी उसीके अनुसार स्वार्थ- 
मय तथा अस्थिर dit) शिक्षा एक ऐसा कतव्य नहीं है जो किसी 
पुस्तक को प्रथम gez से अन्तिम gs तक पढ़ा देने से ही पूणं हो 
जाता हो, वरन्‌ वह ऐसा कतव्य है जिसकी परिधि सारे जीवन को घेरे 
हुए है और पुस्तके ऐसे सांचे हैं जिनमें ढालकर उसे सुडौल वनाया 
जा सकता है | 

यह वास्तव में आश्चय का विषय है कि हम अपने साधारण 
कार्यों के लिए करनेवालों में जो योग्यता देखते हैं वैसी योग्यता भी 
शिक्षकों में नहीं ढ़ ढ़ते | जो हमारी बालिकाओं, भविष्य की माताओं 
का निर्माण करगे उनके प्रति हमारी उदासीनता को ग्रक्तम्य ही कहना 
चाहिए | देश विशेष, समाज विशेष तथा संस्कृति विशेष के अनुसार 
किसी के मानसिक विकास के साधन ओर सुविधाएं उपस्थित करते 
ES उसे विस्तृत संसार का ऐसा ज्ञान करा देना ही शिक्षा है जिससे 
वह अपने जीवन में सामज्ञस्य का अनुभव कर सके ओर उसे अपने 
क्षेत्र विशेष के साथ ही बाहर भी उपयोगी वना सके | यह महत्वपूरण 
काय ऐसा नहीं है जिसे किसी विशिष्ट संस्कृति से अनभिज्ञ चञ्चलचित्त 
ओर शिथिल चरित्रबाले व्यक्ति सुचारु रूप से सम्पादित कर सके । 

परन्तु प्रश्‍न यह है कि इस महान्‌ उत्तरदायित्व के योग्य व्यक्ति 


2M» 
uh. ie, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection; Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
J 
USS “खला 


कहाँ से लाये जावे | पढ़ी-लिखी महिलाओं की संख्या उंगलियों पर 
गिनने योग्य है और उनमें भी भारतीय संस्कृति के अनुसार शिक्षिताएँ 
बहुत कम हैं। जो हैं भी उनके जीवन के ध्येयों में इस कतव्य की 
छाया का प्रवेश भी निषिद्ध समझा जाता हे । कुछ शिक्षिकावग की 
उच्छुद्डलता समभी जाने वाली स्वतन्त्रता के कारण और कुछ अपने 
सङ्कीणं दृष्टिकोण के कारण अन्य महिलाएँ AANA काय तथा उसे 
जीवन का लक्ष्य बनानेवालियों को अवज्ञा ओर त्रनादर की दृष्टि से 
देखने लगी हैं, अतः जीवन के आदि से श्रन्त तक कभी किसी अब- 
काश के क्षण में उनका ध्यान इस आवश्यकता की ओर नहीं जाता 
जिसकी पूर्ति पर उनकी सन्तान का भविष्य निभर है | 

प्राथमिक शिक्षा की शिथिल, ्रस्थिर नींव पर जब माध्यमिक शिक्षा 
का भवन निर्मित होता है तव उसकी भव्यता भी स्थायित्व से शूत्य 
zik उपयोगरहित रहती है | जिन गुणों को लेकर भारतीय स्त्री भार- 
तीय रह सकती है वे तब तक प्रातःकालीन नक्षत्रों की तरह झड़ चुके 
होते हैं या विरल रह जाते हैं जिसे उच्च शिक्षा कहते हैं वह जीवन 
के प्रति कहीं चरम श्रसन्तोष मात्र बन जाती है और कहीं कुछ आव- 
श्यक सुविधाओं की प्राप्ति का साधन | यदि mz सत्य कहा जाय तो 
केवल दो ही प्रकार की महिलाएँ उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर होती 
हैं; एक वे लिन्हें पुरुषों के समान स्वतन्त्र जीवन-निर्वाह के लिए उपाधि 
चाहिए और दूसरी वे जिनका ध्येय इसके द्वारा विवाह की ठुला पर 
अपने आपको गुरु बना लेना है | इसके द्वारा वे सुगमता से ऐसा पति 


पा सकती हैं जो धन तथा विद्या के कारण उन्हें सब प्रकार की सामा- 
जिक सुविधाएं. विना प्रतिदान की इच्छा के दे सकता है ओर वे ANE- 


ट्र ~ 66:0. Geirukul Kangri Collection, Haridwar 
ME twee: H 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ १५२ 


म्वरपूणं सुख का ऐसा जीवन व्यतीत करने को स्वतन्त्र हो जाती हैं 
जिस पर कर्तव्य की धूमिल छाया और त्याग का भार नहीं पड़ता | 

जो केवल जीविका के लिए, स्वावलम्बन के लिए, ऐसी शिक्षा 
चाहती हैं वे भी इन्हीं के समान ग्रपनी विद्या-बुद्धि को धन के साथ 
एक ही तुला पर तोलने में उसकी चरम सफलता समक लेती हैं, जो 
उनके कतव्य को भी कहीं कहीं ग्रकतव्य का रूप दे देता है । केवल 
मनुष्य वनने के लिए, जीवन का ग्रथ और उपयोग समभने के लिए 
ata विद्या चाहता है, यह कहना कठिन है | हम केबल कार्य से कारण 
की गुरुता या लघुता जान सकते हैं | यदि वास्तव में इन सव की 
शक्तियों का सबतोन्सुखी विकास होता, यदि ये हमारी संस्कृति की 
रक्षक तथा भविष्य की निर्माता होतीं तो कया इन्हें खिलौनों का सा 
सारशूत्य आडम्बर शोभा देता ? जब इनके द्वार पर भविष्य की विधाता 
सन्तान प्रतीक्षा कर रही है, मानवता रो रही है, दैव गज रहा है, 
पीड़ितों का हाहाकार गूँज रहा है, जीवन का अभिशाप वरस रहा है, 
तब क्या भारत की नारी दपण के सम्मुख पाउडर और क्रीम से खेलती 
होती ? इस भूखे देश की मातृशक्ति को VHT का अवकाश ही कहाँ 
है ! हमारे यहाँ सन्तान का अभाव नहीं है, अभाव है माताओं का ! 
अनाथालय भरे हैं, पाठशालाए पूर्ण हैं और फिर भी एक बहुत बड़ी 
संख्या में बालक-बालिकाए अनाथ की तरह मारे मारे फिर रहे हैं । 
यदि हममें से कुछ स्वयं माता बनने का स्वप्न देखना छोड़कर इन्हीं 
की माता बनने का, इन्हें योग्य बनाने का ब्रत ग्रहण कर लें, इन्हे 
मनुष्य बना देने में ही अपनी मनुष्यता को सार्थक समक लें तो भविष्य 
में किसी दिन इनके द्वारा नवीन रूपरेखा पाकर देश, समाज, संब 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, है. 3... 7९० akero oreo i 1 २०११ 
WT i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१५४ श्रृंखला 
आज की नारी-शक्ति पर श्रद्धाञ्जलि चढ़ाने में अपना गौरव wena, 
इनके त्याग के इतिहास, इतिहास को श्रमरता देंगे | 
काय का विस्तृत क्षेत्र तथा इनकी संख्या देखते हुए हममें से 
प्रत्येक को, जिसे कुछ भी व्यावहारिक शान प्राप्त करने का सुअवसर 
मिल सका है, अनेक मूक पशु के समान अपनी आवश्यकताओं को 
स्वयं न वता सकनेवाली णहों में बन्द कुलीनाओं, दिन भर कठिन 
परिश्रम करने के उपरान्त भी अपनी तथा अपनी सन्तान की क्षुधा- 
निवारण के हेतु अन्न न पानेवाली श्रमजीविनियों तथा समाज के अ्रभि- 
शापों के भार से दवी हुई आहत निर्देष युवतियों का प्रतिनिधि भी 
वनना दोगा और उनकी सन्तान के लिए दूसरी माता भी | 
प्रश्‍न हो सकता है कि क्या हमारे शिक्षित भाई भी ऐसा कर रहे 
हैं ! यदि नहीं तो केवल शिक्षित महिलाओं से, जो उनकी संख्या के 
सम्मुख नगण्य कही जा सकती हैं, क्यों ऐसी ऊँची आ्राशाएं की जाती हैं! 
इसमें अतिशयोक्ति नहीं कि हम जिस मार्ग पर अग्रसर हो रही हैं, 
शिक्षित पुरुष-समाज की एक वहुत बड़ी संख्या उसके दूसरे छोरतक 
पहुँच चुकी हे, परन्तु यह आवश्यक नहीं कि गिरनेवाले की संख्या 
अधिक होने पर सब उन्हीं का अनुकरण करें और जो खड़ा रहना चाहे 
वह मन्दबुद्धि समझा जावे ? प्रचुर धनव्यय करके जो दुबल, ANT, 
उपाधिधारी बेकार घूम रहे हैं क्या केवल वे ही शिक्षित महिलाओं के 
आदश बने रहने के अधिकारी हैं, ग्रन्य नहीं ? यदि उन्हीं के चरणः 
'चिह्ों का अनुकरण करते-करते कालान्तर में हमारी भी वही. दशा 
हो जावे तो क्या वह किसी के लिए गौरव का कारण बन सकेगी ! 
निश्चय ही नहीं । इसके अतिरिक्त उनका इस परिस्थिति की बन्दिनी 


* _ ८७९0 Gurukul Kangfi Collection, Haridwar 


aaa 


id 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कडियाँ guu 
वन जाना समाज के लिए और भी बड़ा दुर्भाग्य सिद्ध होगा । जाति 
अनेक श्रापत्तियों को सह कर जीवित रह सकती है, परन्तु मातृत्व का 
अभिशाप सहकर जीना उसके लिए सम्भव नहीं | व्यक्ति जिस गोद में 
जीवित रहने की शक्ति पाता है, अनेक तूफानों को मेलने की सहिष्णुता 
और दृढ़ता का पाठ पढ़ता है उसका अभाव उन शक्तियों का, गुणों 
का ग्रभाव है जिनकी उसे प्रति पद आवश्यकता पड़ेगी | 

अतः ग्राज जो परिस्थिति दूर होने के कारण उपेक्षणीय लमती हे 
वह किसी दिन अपनी निकटता के कारण ग्रसह्म तथा सवके लिए 
gae हो उठे तो कोई विशेष ग्राश्‍चय की बात न होगी । प्रत्येक वस्तु, 
प्रत्येक गुण के साथ सीमा है, जिसका श्रतिंक्रमश उस वस्तु के उस 
गुण के उपयोग को न्यून या विकृत कर देता हे । प्रत्येक व्यक्ति को 
स्वतन्त्रता और वन्धन दोनों चाहिए; स्वार्थ तथा परार्थ दोनों की 
आवश्यकता है, अन्यथा वह जीवन्मुक्त होकर भी किसी को कुछ नहीं 
दे WAT | 

अवश्य दी cad से जो योग्य हैं उनका प्रत्येक क्षेत्र में जाना उप- 
योगी ही सिद्ध होगा, यदि वे अपने उत्तरदायित्व को समझती gi तथा 
उस क्षेत्र में कार्य करने वाले पुरुषों की हुबलताओं से शिक्षा लेकर उन 
्यूनताश्रों को पूर्ण करती हुई कार्य कर सकें | इससे उनका जीवन का 
अनुभव सर्वाङ्गीण तथा विस्तृत होगा nx उस वातावरण में अधिक 
सहानुभूति ग्रौर त्याग की भावना पनप सकेगी, परन्तु जहाँ ये अपनी 
विशेषताओं को, west प्राकृतिक गुणों को विदा देकर केवल पुरुषों का _ 
असफल अनुकरण करने का ध्येय लेकर पहुँचती हे वहाँ स्वाथ और | 
परार्थ का ऐसा विद्रोह आरम्भ हो उठता है जिसे शान्त करना उनकी 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Harjdwar 4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५६ श्रृंखला 


शक्ति के बाहर की वात है । 

उदाहरण के लिए शिक्षा के चेत्र में एक पुरुष अपनी स्वभाव-सुलभ 
कठोरता से असफल रह सकता है, परन्तु माता के सहज स्नेह से पूण 
हृदय लेकर जब एक स्त्री उसी उग्रता का ग्रतुकरण करके अपने उत्तर- 
दायित्व को भूल जाती है तव उसकी स्थिति दयनीय के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं रहती | जिस स्वभाव से वह पथ-प्रदशंक बन सकती थी उसी 
को जब वह दूसरों की दुबंलता के वदले में दे डालती है तभी मानों 
उसके विकास ओर उपयोग का द्वार रुद्ध हो जाता है | 

हमारी अनेक जाग्रत बहिनें चिकित्सा के चेत्र में कार्य कर रही हैं, 
परन्तु उनमें से प्रायः अधिकांश पुरुष चिकित्सकों की हृदयहीनता सीख- 
सीख कर उसमें इतनी निपुण हो गई हैं कि अब उनके लिए जीवन 
का कोई मूल्य आँक लेना कठिन ही नहीं, अ्रसम्भव-सा है। एक 
डाक्टर महिला ने तो किसी दरिद्र बृद्धा स्त्री की पुत्री को देखने जाना 
तबतक ग्रस्वीकार किया जबतक उसने पहले उनकी फीस का प्रवन्ध 
करके उसे उनके पास जमा न कर दिया, परन्तु इस प्रवन्ध में इतना 
समय लग गया कि जब वे पहुँची तव उस वृद्धा की असमय में माता 
बनी हुई पुत्री अपने नवजात शिशु के साथ दूसरे लोक के लिए प्रस्थान 
कर चुकी थी। ऐसी कोन स्त्री होगी जिसका रोम-रोम इस सत्य का ग्रनु- 
भव कर काँप न उठेगा कि हमारे हृदय का एक-एक कोना धीरे-धीरे 
पाषाण हुआ जा रहा है | हमारे स्वतन्त्र होने की, शिक्षित होने की, 
समस्या तो है ही, उसके साथ-साथ यह नई समस्या उत्पन्न हो गई है 
कि कहीं हमारा शिक्षित तथा स्वतन्त्र जीबन पक्नाघात से पीड़ित न हो 


` जावेः। स्वच्छुन्द, जीवन-विप्रयक उपयोगी ज्ञान से युक्त व्यक्ति का 


art! *4 ^ CO- Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


* 


FE iI TR D ay Tula S E Se PE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ ee 
उत्तरदायित्व गुरुतर और कार्यक्षेत्र बिस्तृततर है, इसे हमें न भूल जाना 
चाहिए | अपने व्यक्तित्व की सङ्कीणं सीमा तो सभी को घेरे हे zx 
स्वार्थ तक तो सभी की दृष्टि परिमित है । 

ज्ञान के वास्तविक अर्थ में ज्ञानी, शिक्षा के सत्य ग्रथ में शिक्षित 
वदी व्यक्ति कहा जायगा जिसने अपनी asta सीमा को विस्तृत, अपने 
aiy दृष्टिकोण को व्यापक वना लिया हो। एक शिक्षित व्यक्ति से 
अनेक अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, गन्तब्य मार्ग की ओर 


संकेत और उसकी कठिनाइश्रों को सहने का साहस चाहते है, उसकी 
शक्ति ही नहीं, ठुबलता का भी अनुकरण करने में अपनी सफलता 
समभते हैं और उसके दुगुणों को आत्मसात्‌ कर गर्व का अनुभव 
करते हैं | 


à iili. TR ` 
MSS ii S E Gurukul Kangri Collection, Haridwar i i Sel qut di 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रृंखला 


[६ | 

शताब्दियों से हमारी सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार एक रूपिणी 
चली श्रा रही है कि अब हम उसका अस्तित्व भी भूल चले हैं, उसके 
वन्धनों की त्र टियों ओर उनके परिहार की ओर ध्यान जाना तो दूर 
की वात है | कदाचित्‌ परिहार की आवश्यकता भी नहीं थी, कारण 
नवीन परिस्थितियों में ही प्राचीन की अपूर्णता का अनुभव और उसे 
नवीन साधनोंद्वारा अधिक सामज्ञस्यपूण बनाने की इच्छा का जन्म 
हो सकता है । युगों से जब हमारे सामाजिक वातावरण पर परिवर्त 
की छाया ही नहीं पड़ी, उसमें नव-जीवन का स्पन्दन होना ही रुक गया, 
तब सुविधा-असुविधा, पूर्णता-अपूर्णता भी ग्रर्थहीन हो गई | जीवित 
तथा चलते हुए व्यक्ति को मार्ग भी चाहिए, बैठने को ate भी चाहिए 
और लेटने, विश्राम करने के लिए. स्थान की भी आवश्यकता होती है, 
wa जो शव है उसे जिस अवस्था में जीवनी शक्ति छोड़ जाती है उसी 
में नष्ट होने तक या पुनर्जीवन पाने तक निश्चेष्ट पड़ा रहना पड़ता है; 
उसे जोवित व्यक्ति के लिए आवश्यक सुविधाओं का करना ही कया है ! 

gi कुछ दिनों से पुनर्जीवन के जो चिह्न व्यक्तियों ओर उनके द्वारा 


* ` CG. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
4 Eo 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri~ 


की कड़ियाँ ै १५९ 
समाज में दिखाई पड़ने लगे, उन्हीं के कारण हमें पहले-पहले युगो के 
उपरान्त, अपनी सामाजिक सुविधाओं का भान हुआ | 

सारी सामाजिक व्यवस्थाश्रों का प्राण, उसकी रूप-रेखा का आधार, 
समाज के प्रधान AF स्री तथा पुरुष का सामञ्जस्यपूणं सम्वन्ध ही है, 
जिसके विना किसी भी समाज का ढाँचा वालू की भित्ति के समान ढह 
जाता है | वे दोनों यदि एक दूसरे को ठीक-ठीक समभ लें, अपनी 
अपनी त्रुटियों और विशेषताओं को हृदयङ्गम कर लें तो समाज का 
स्वरूप सुन्दर हो जाता है, अन्यथा उसे कोई, दूसरे उपाय से भव्य 
तथा उपयोगी नहीं वना पाता | उस युग-विशेष को छोड़कर, जब 
feat विद्वत्‌दभाश्रों में बैठने तथा शास्त्राथ करने योग्य भी थीं, अब 
तक सम्भवतः स्त्री तथा पुरुष यदि कभी तनिक भी निकट ग्रा सके तो 
केवल पति-पत्नी के रूप में और उस सम्वन्ध में भी एक ने दूसरे को 
्रधिकार-द्वारा समभने का प्रयत्न किया | अन्य सम्बन्धों में या तो 
अत्यधिक श्रद्धा ओर संकोच का भाव रहा या उपेक्षा और अ्रनादर 
का जिसने स्त्री के स्वभाव को समभने ही न दिया | 

वास्तव में सत्री केवल पत्नी के रूप में ही समाज का ae नहीं ह 
अतः उसे उसके भिन्न-भिन्न रूपों में ब्यापक तथा सामान्य गुणों द्वारा 
ही समझना समाज के लिए आवश्यक तथा उचित है | 

आज की हमारी सामाजिक परिस्थिति कुछ और ही है । स्री न घर 
का अलंकार मात्र बनकर जीवित रहना चाहती है, न देवता की मूर्ति बन 
कर प्राण-प्रतिष्ठा चाहती है | कारण बह जान गई है कि एक का अथ अन्य 


की शोभा बढ़ाना तथा उपयोग न रहने पर फेक दिया जाना है तथा | 


दूसरे का शरभिगराय दूर से उस पुजापे को देखते रहना है जिसे उसे न॑ देकर 


coronene. 5 d ^ 


CC-0. Gurukul,Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१६० श्रृंखला 
उसी के नाम पर लोग बाँट लेंगे | ग्राज उसने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 
पुरुष को चुनौती देकर अपनी शक्ति की परीक्षा देने का प्रण किया है ओर 
उसी में उत्तीर्ण होने को जीवन की चरम सफलता समभता हं । 
परन्तु क्या ऐसे जाणति के युग में भी समाज के उन आवश्यक agi 
भें, जिन्हें शिक्षा के सुचारु साँचे में ढाला गया है, सामज्ञस्व उत्पन्न हो 
सका है ! कदाचित्‌ नहीं ! प्रतिदिन हम जो सुनते तथा देखते रह ते ह उसे 
सुनते श्रौर देखते हुए कौन मान लेगा कि आज का हमार समाज का वाता- 
वरण अधिक शान्ति और सामझस्यमय हो सका हे | स्त्री के लिए एक 
ag बन्धन घर में है और उससे ्रसह्य दूसरा बाहर यह न मानना 
सत्य ही नहीं, अपने प्रति तथा समाज के प्रति अन्याय भी होगा | यह 
अस्वाभाविक स्थिति हमें तथा आगामी पीढ़ियों को कहाँ से कहाँ पहुँचा 
देगी, यह प्रश्न प्रायः मन में उठकर फिर उसी में विलीन हो जाता है, 
क्योंकि हम अपनी त्रुटियों को सम्मुख रखकर देखने का साहस ही अपने 
भीतर सञ्चित नहीं कर पाते | यदि कर पाते तो इनका दूर हो जाना भी 
अवश्यम्भावी था | स्त्रियों की अनेक समस्याओं का सुलभ पाना तो दूर 
की वात है, साधारण जीवन में उनके साथ कैसा शिष्टाचार उचित होगा, 
इसका निर्णय भी aa तक न हो सका | यदि रूढ़ियों का अवलम्ब लेने- 
वाली बहिनें गहों में अनेक यन्त्रणाएं रो-रोकर सह रही हैं तो बन्धनों को 
तोड़ फेंकने वाली aghat वाहर असंख्य अपमानों का अविचल लक्ष्य 
वन कर उससे भी कठिन अग्निपरीक्षा में उत्तीणं होने की आशा में मिथ्या 
हंसी हस रही हैं | इस विषय पर बहुत चर्चा हो चुकी है, ्वश्यक-श्रना- 
वश्यक दोनों,परन्तु इससे समस्या के समाधान विषयक व्यावहारिक उपाय 
fag सकना उतना सहज नहीं हे जितना प्रायः समझ लिया जाता है | 


re : ©C-0, Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ce न rM TITS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ १६१ 
'इस समय का वातावरण इतना कुहराच्छुन्न सा जान पड़ता है जिसमें 
गंतव्य माग हू ढ़ लेने में समय तथा सावधानी दोनों की आवश्यकता है | | 
इतने दीघकाल के उपरान्त अचानक ही युवक-युवतियों में, एकत्र होने | 
का, एक दूसरे के सम्पक में ग्राने का सुयोग पाकर ऐसी किंकतव्य-विमूढ़ता | 
जाग उठो है जो उन्हें कोई माग, शिष्टाचार की कोई रूपरेखा, निश्चित | 
नहीं करने देती । इसके समाधान के लिए, इस सम्बन्ध में अधिक साम- | 
ज्ञस्य लाने के लिए न तो वलप्रदशन वाला उपाय सहायक होगा, न सत्री- | 
पुरुष का भावना-हीन,अपने स्त्री या पुरुष होने की चेतना A(Sox Cons- | 
4 clousnese fad होकर अपने ग्रापको समाज का अज्ञमात्र समभ लेना 
ही। एक मनुष्य से नीचे का उपाय है, दूसरा उससे बहुत ऊपर का | 

सत्री की स्त्रीत्व की भावना तथा पुरुष की पुरुषत्व की भावना इस 
उच्छुद्धल व्यवहार के लिए उत्तरदायिनी नहीं ठहराई जा सकती और 
उस चेतना को दूर कर सकना उसी प्रकार सम्भव है जिस प्रकार किसी 
वस्तु को उसके रङ्ग-रूप तथा अन्य इन्द्रयग्राह्म गुणों से रहित कर उसे 
उसके सारत्व में देखना | यह भी दाशनिक का कार्य है और वह भी | 
सवसाधारण से यह आशा दुराशा ही सिद्ध AN इसके अतिरिक्त | 
यह भी न भूलना उचित होगा कि जिस प्रकार इस भावना ने कभी- | 
कभी पशुत्व को जाएत किया है उसी प्रकार कभी-कभी इसने मनुष्य 
को महान से महान त्याग की अन्तिम सीढ़ी तक भी पहुँचाया है | | 
नारी नारीत्व की सजग चेतना से समाज के बातावरण में अधिक से 
अधिक स्निग्धता ला सकती है और पुरुष इसी से अधिक से अधिक 
शक्ति | उसमें सामज्ञस्य लाने के लिए उन्हे गाड़ी के निजींब पहियों 
या चारपाई के पायों के समान अपने आप को समाज के अज्ञमात्र 


११ CK IEEE UAE 


शी MN zu" 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Ei i 


T f 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१६२ : श्रृंखला 
समभने की आवश्यकता नहीं है और न यह ज्ञान, ऐसी stare, 
जागति सामूहिक रूप में सम्भव ही है । स्री या पुरुष की इस चेतना 
से हानि तबतक नहीं हो सकती जबतक उनमें सहयोगी के स्थान में 
भक्षुक-भक्य, भोगी-भोग्य का विकृत भाव नहीं ग्रा जाता | इस भाव 
ने सदा से हमारा ्रपकार किया है, करता जा रहा है और करेगा, 
यदि इसका विष हमारी नसों में बचपन से ही प्रविष्ट कर दिया 
जायगा | हमें ऐसे स्वस्थ युवक चाहिएँ जिनमें ज्वराक्रान्त कीन 
बुभनेवाली, जल के स्वाद को विकृत कर देने वाली प्यास न हो, जो 
रोग का चिह्न मात्र है, वरन्‌ स्वास्थ्य की आवश्यकता, साधन तथा 
स्थान का ज्ञान हो, जो विकास का कारण है। 

हम अपने समाज में कुछ बुरे, आचरण-भ्रष्ट व्यक्तियों पर दमन 
नीति का प्रयोग कर सकते हैं, अपनी बहिनों को उनके सम्पक से दूर 
रख सकते हैं, परन्तु यही उपाय हमारे शिक्षित, भविष्य के विधाता, युवकों 
की अशिष्टता समभी जाने वाली शिष्य्ता का प्रतिकार न कर सकेगा | 

इस अप्रिय वातावरण में दूसरे को दोष दे देना बहुत सहज है 
और एक प्रकार से स्वाभाविक भी, क्योंकि स्वभाव से मनुष्य अपनी 
a feat का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने का इच्छुक नहीं होता | 

वास्तव में यदि निरपेक्ष दृष्टि से तटस्थ की भाँति देखा जावे तो 
इस परिस्थिति के युगों से संग्रहीत होते रहने वाले AAR प्रकट AT 
कट कारण जान पढ़े गे, जिनकी सामूहिक शक्ति का परिणाम हमारे _ 
समाज में ग्रनेकरूपिणी विकृति उत्पन्न करता जा रहा है | 
हमारी संस्कृति ने हास के कणों में पुरुष को स्त्री से कितनी दूर 
रहने का आदेश दिया था यह इसी से प्रकट हो जाता है कि ब्रह्मचारी का 


E 66-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
Fu है 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


, की कड़ियाँ १६३ 
चित्र में etala भी asa तथा एकान्त में माता की सन्षिकटता भी 
अनुचित मानी गई | भारत वैराग्यमय संयम-प्रधान देश है, अतः 
डुबल पुरुष को इस आदश तक पहुँचने के लिए उसके और प्रमुख 
प्रलोभन स्त्री तथा स्वण के वीच में जितनी ऊँची प्राचीरूवना सकना 
सम्भव था, बना दी गई | 

सम्भव हृ इन सव के पीछे एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि रही हो 
एक सिद्धान्त रहा हो, परन्तु जब कालान्तर में हम उसे भूल गये तब 
जैसा क्रि प्रायः होता हैं, अथहीन प्रयोग की रक्षा अनुपयुक्त वाता- 
वरण में भी दृढ़ता से करते रहे | बदली हुई परिस्थितियों में इस 
सिद्धान्त ने स्री-पुरुष के बीच ऐसी अग्निमय रेखा खींच दी जिसके उस 
पार भाँकना कठिन तथा दुस्साहसपूण कार्य हो गया | ऐसे अस्वा- 
भाविक वातावरण में प्रत्येक बालक-वालिका 'को पल कर बड़ा होना 
पड़ता है ओर उनके Bala मन में एक-दूसरे को जानने के कुतूहल 
के साथ-साथ जानने का अनौचित्य भी समाया रहता है | णह ओर 
समाज दोनों उन्हें इतनी दूर रखना चाहते हैं जितनी दूर रह कर वे 
एक दूसरे को विचित्र स्वप्नलोक की बस्तु समभने लगें | एक सङ्कीण्‌ 
सीमा में निकट रहते हुए भी पिता-पुत्र, भाई बहिन अपने चारों 
ओर मिथ्या संकोच की ऐसी दृढ़ भित्ति खड़ी कर लेते हैं जिसे पार करः 
दूसरे के निकट पहुँच पाना, उनकी बिभिन्नतामयी प्रकृति को समभ. 
लेना असम्भव हो जाता है; यही नहीं, समने का प्रयास अनुचित और 
उस दूरी को और अधिक बढ़ाने की इच्छा स्तुत्य मानी जाने लगी है। 

हमारे यहाँ सुशीला कन्या वही कही जायगी जो अपने भाई या पिता 


के सम्मुख मस्तक तक ऊचा नहीं करती और सुशील पुत्र बही जो fm 


ONE T 0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar M a e E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रृंखला 
१६४ ay 


तक बहिन तथा अन्य सम्बन्धियों से बहुत दूर रहना जानता हे | इसकी 
प्रतिक्रिया, लज्जा तथा क्षोभ से रुला देन वाली प्रतिक्रिया, हम बाहर के 
उन्मुक्त वातावरण में सम्पक मे त्राचे वाले युवक-युवतियों कें व्यवहार 
में देखते हैं। गह के वातावरण से निकल कर जव वे एक दूसरे को 
कुछ निकट से देखने का अवकाश तथा सुविधा पा लेत हैं तव उसके 
दो ही परिणाम सम्भव हैं--या तो वे एक दूसरे को स्वर्गीय वस्तु समभ 
कर निकट BT सकें या जानने के कौतूहल में उस निर्धारिता रेखा का 
उल्लंघन कर जावे । प्रायः होता दूसरा ही परिणाम है, परन्तु उसके 
लिए किसी को दोप देना व्यर्थ होगा । प्रायः युवकों के संस्कार उन्हें 
ऐसी समीपता का श्रनौचित्य बताते रहते हैं तथा जानने की इच्छा आगे 
बढ़ाना नहीं रोकती, फलतः वे इस प्रकार अनदेखा कर देखना चाहते 
हैं जिसे हम अशिष्टता कहेंगे ओर जिसे देखने में अन्य पश्चिमी देशों 
का युवक अपना अपमान समभेगा । युवतियाँ अल्प संख्या म॑ at 
स्वच्छुन्दता से बाहर आती जाती हैं, यह उन्हें और भी quur सिखाता 
है । अस्वाभाविक बातावरण के अतिरिक्त नैतिकता का ्रभाव भी इस 
दुरवस्था का कारण कहां जा सकता हे | आदि से अन्त तक प्रायः 
बालकों को न नैतिकता की शिक्षा ही मिलती है न उनके चरित्र के 
निर्माण की ओर ही ध्यान दिया जाता है, wa: हमें ऐसे युवक AT 
संख्या में मिलेंगे जिनके जीवन में अविचल सिद्धान्त, "mz साहस; 
अदम्य वीरता तथा स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं श्रद्धा का भाव हो और 
यह सत्य है कि जिस प्रकार वीरता मृत्यु को भी वरदान बना देने का 
सामर्थ्य रखती है उसी प्रकार कायरता जीवन को भी अभिशाप का रूप 
देने में समर्थ है । ग्रापदय़स्ता नारी के सम्मान की रक्षा में मिट जाने 


* 60-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
ge one 


ओर चित्रपट वाकपट आदि के विषय में कुछ कहना व्यथं ही | अतः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ १६५ 
वालों की संख्या नगण्य ही है, परन्तु अपनी कुचेष्टाओं से उसका ` 
अनादर करने वाले पग-पग पर मिलेंगे | 

आधुनिक साहित्यिक बातावरण में भी विकृत प्रेम का विष इस 
प्रकार धुल गया है कि बेचारे विद्यार्थी को जीबन की शिक्षा की प्रत्येक "uz 
के साथ उसे अपने रक्त में मिलाना ही पड़ता है | कहानियों का आधार, 
कविता का अवलम्ब, उपन्यासो का ग्राश्रय, सव कुछ विकृत पार्थिव प्रेम 
ही है; जीवन-पुस्तक के और सारे अ्रध्याय मानो नष्ट हो गये हैं, केवल 
यही परिच्छेद वाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक पढ़ा जाने वाला है | 

पत्र-पत्रिकाए भी स्त्रीमय होकर ही सफल होने का स्वप्न देखती हैं 


वालक-वालिका ज्यों-ज्यों बढ़ते जाते हैं उनका उन्माद, किसी उपन्यास 
के नायक या नायिका का स्थान ग्रहण करने की इच्छा, वास्तविकता को 
अनदेखा कर देने की प्रवृत्ति भी उग्रतर होती जाती है । प्रायः युवकों । 
की अस्वस्थ adafa के पीछे एक विस्तृत इतिहास छिपा रहता है जिसे | 
बिना समभे हम इस मनोवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते | 
अवश्य ही हमारी विवाहादि से सम्बन्ध रखने वाली अपूर्ण सामा- 
जिक व्यवस्था भी इसके लिए उत्तरदायिनी ठहराई जा सकती है परन्तु 
केवल उसीमें सुधार होने से इन भावनाओं में सुधार न होगा | उसके 
लिए तो हमें एक नवीन वातावरण उत्पन्न करने की आवश्यकता 
होगी जिसमें हमारे वालक-वालिका वय के अनुसार जीवन का सर्वा- 
ङ्गीण ज्ञान प्राप्त कर स्वस्थ मनोवृत्तियों वाले युवक-युवती बनकर काय- 
क्षेत्र में उतर सके | ae 
स्वप्न जीवन की मधुरता है तथा प्रणय उसकी शक्ति; परन्दुः | 


t 


cence conten np ES Gurukul Kangri Collection, Haridwar > ह य E 
cy 3 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१६६ श्रृंखला 
उनको यथार्थ समझ लेना जीवन की सञ्जीवनी जड़ी है, यह न भूलना 
चाहिए | क्‍या विकृत होकर अंगूर का प्राण को शीतल करने वाला 
मधुर रस भी तीखी, मस्तिष्क को उत्त कर उसमें उन्माद भर देने 
वाली मदिरा नहीं हो जाता ! 
एक ही वातावरण में परिवद्षित होने के कारण बालिकाओं का 
मानसिक विकास भी विकृत हुए विना नहीं रहता, परन्तु यह भी अधि- 
कांश में सत्य है कि उनकी मनोवृत्ति, युवकों की मनोव्ृत्ति के समान 
ऐसे उद्धत saga रूप में अपना परिचय नहीं देती, चाहे उनकी 
स्रभाव-सुलभ लज्जा इसका कारण हो, चाहे अन्य सामाजिक बन्धन | 
परन्तु एक दोष उनका ऐसा है जिसकी ओट में युवक अपनी नेतिक 
दुबलता छिपाने का प्रयत्न करते हैं और सम्भव है बहुत काल तक 
करते रहें | मनुष्य की वेशभूषा पर, उसके वाह्य आवरण पर, उसके 
व्यक्तित्व का वैसा ही आलोक पड़ता है जैसा ग्लोब पर दीप शिखा का | 
प्रायः हम बाह्य रूप से ्रान्तरिक विशेषताओं की ओर जा सकते हैं, 
परन्तु इसके विपरीत पहले ्रान्तरिक गुणों को समझ लेना अधिकांश 
व्यक्तियों के लिए कठिन हो जाता है | वाह्य रूप से हम एक को संयमी 
तथा दूसरे को जीवन के लिए आवश्यक संयम से खिलवाड़ करने वाला 
उच्छुङ्कल व्यक्ति मान लेते हें । इसके अतिरिक्त वेष का एक मनो वैज्ञानिक 
प्रभाव भी पड़ता है | वेश्या संन्यासिनी के वेष में अपनी भावभङ्गी में 
वह नहीं व्यक्त कर सकती जो अपने वेप्र में कर सकेगी | हर एक वण 
की, आश्रम की वेप्रभूषा चुनने में केबल विभिन्नता ही दृष्टि में नहीं रखी 
गई है उसका दूसरा तथा पहननेवाले के ऊपर पड़ने बाला व्यक्त प्रभाव 


भी ध्यान में रक्खा गया है । आज जिस रूप में हमारी aagafeat 


E by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
की कड़ियाँ १६७ 
पुरुष-समाज में आती जाती हैं, वह उनका श्रान्त परिचय ही दे सकता 
है । किसी विद्यार्थिनी को जिज्ञासु विद्यार्थिनी मात्र समझ लेना कठिन 
हो उठा है, कारण वह जीवन की गम्भीरता से दूर gga तितली 
के रूप में घर से बाहर आती है और प्रायः दूसरों के ्राकर्षण का 
केन्द्र बनना बुरा नहीं समझती | नवयुवकों के विषय में भी यही सत्य 
है, परन्तु उनमें आकषरण का गुण अपेक्षाकृत न्यून होने के कारण 
उतनी हानि नहीं होती | वहिनें प्रश्‍न कर सकती हैं कि क्या दूसरों के 
लिए वे se छोड़ कर तपस्विनी वन कर घूमें । इस प्रश्न को कई 
इष्टिकोणों से देखा जा सकता है | यदि हमारा आडम्बर श्रात्मतुष्टि के 
लिए है तो घर की सीमा तक भी सीमित किया जा सकता है; TEX 
स्थान तथा समय के अनुसार गाम्भीय से आया जावे | परन्तु यदि यहाँ 
की युवतियाँ, जहाँ उनके भाइयों में दूषित मनोव्रत्ति उत्पन्न हो गई है, 
उनकी असंख्य बहिनें आँसुओं से sare कर रही हैं, जहाँ उन्हें बाहर, 
भूला हुआ आदश स्थापित करना है, भीतर जीण सामाजिक बन्धनों 
को नवीन रूप देना है, अपने आपको श्रद्धा तथा आदर के योग्य 
प्रमाणित करना है, ऐसा TaN, जो उनके मागं में वाधक होता है, 
छोड़ दे तो क्या प्रलय हो जायगा ! 

यदि वे ग्रपने आपको केबल मनोरञ्जन का साधन समझती हैं तब 
तो उनका चित्र वना रहना अ्रच्छा ही है, अन्यथा उन्हे अपने आपको 
बाधाओं के अनुरूप वीर कमेण्य प्रमाणित करना ही पड़ेगा | 
इसके अतिरिक्त उन्हे सदा यह ध्यान में न रखना चाहिए कि 


See संसार के सारे पुरुष उन्हे Hele से देखते या देखने का दुस्साहस कर 
' सकते हैं । हमें प्रायः अपने विश्वास की छाया ही दूसरों में दिखाई 


! CC-0. Gurukul Kangri Collection, HaridWar =” s ° bar a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

१६८ श्रृंखला 
पड़ने लगती है । जो स्वयं अपना आदर नहीं करना जानता वह दूसरों 
के सम्मुख अपने आपको आदर का पात्र प्रमाणित भी नहीं कर सकता, 
यह एकान्त सत्य | हमारा आत्मविश्वास के साथ पुरुषों के सम्पक 
में आना तथा किसी की वास्तविक कुचेष्टा को सद्भाव से दूर करने 
का प्रयत्न किसी भी प्रकार के बलप्रदशन से अधिक स्तुत्य सिद्ध होगा। 
परन्तु एक व्यक्ति में किसी आत्मिक परिवतन के लिए दूसरे की आत्मा 
में उससे सौ गुना ग्रात्मिक बल चाहिए | 

इस सम्बन्ध में स्त्रियों द्वारा जो कहा जाता है वह भेफलाहट से 
रज्ञीन हो जाता है | उन्होंने जिस रूप में इस समस्या को देखा तथा 
सुलभाना चाहा है वह अधिक उपयोगी न होगा । हमारे तथा पुरुषों के 
सामझस्यपूण सम्बन्ध पर बहुत कुछ निर्भर है और उस उपाय से विकृति 
ही उत्पन्न होगी । आज हम उस विकृति के एक रूप से रो रहे हैं, कल 
दूसरे से खिन्न होंगे, परन्तु वह सामज्ञस्य कहाँ मिलेगा जो समाज का 
जीवन है। हमारी सामाजिक तथा अन्य व्यवस्थाओं की रूप-रेखा 
चिन्तनशील दाशनिक निर्धारित कर सके हैं और उसके अनुसार निर्माण 
का काय कर्मण्य व्यक्तियों का रहा है | आज भी हमें अपने भविष्य को 
ढालने के लिए उन्हीं से afar माँगना होगा, इसमें सन्देह नहीं | पुरुष 
भी इसी विषम मार्ग को सम वनाने में सहायक हो सकते हैं, यदि वे 
al की ateat की आलोचना के स्थान में उसकी कठिनाइयाँ देखने 
लगे | उनकी सह्लीणता ने ही वाहर आने वाली स्त्रियों को आवश्य- 
कता से अधिक सतक कर दिया है | उन्हें पग-पग पर अशिष्ट अधिक 


` मिलते हैं सज्जन क्रम, अतः धोखा खाने की सम्भावना उन्हें अनाव- 


श्यक FF बना दे तो विशेष आश्चयं की बात नहीं है । 
A 


M BL ve. » CC;0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
^ aý D P 


pe by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


समाज Bt व्यक्ति 


— sr e me 


p 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रृंखला 


समाज ऐसे व्यक्तियों का समूह है, जिन्होंने व्यक्तिगत carat की 
सावजनिक रक्षा के लिए, अपने विषम आचरणों में साम्य उत्पन्न करने 
वाले कुछ सामान्य नियमों से शासित होने का समभौता कर लिया है। 

मनुष्य को समूह बनाकर रहने की प्रेरणा पशु-जगत्‌ के समान 
प्रकृति से मिली है, इसमें सन्देह नहीं; परन्तु उसका क्रमिक विकास 
विवेक पर आश्रित है, area प्रव्ृत्तिमात्र पर नहीं। मानसिक विकास के 
साथ-साथ उसमें fre नैतिकता की उत्पत्ति और वृद्धि हुई उसने उसे 
पशु-जगत्‌ से सवथा भिन्न कर दिया | इसीसे मनुष्य-समाज SERIA 
नहीं रह सका, वरन्‌ धीरे-धीरे एक ऐसी संस्था में परिवर्तित हो गया 
जिसका ध्येय भिन्न-भिन्न सदस्यों को लौकिक सुविधाएँ देकर उन्हे 
मानसिक विकास के पथ पर आगे बढ़ाते रहना है | 

आदिम युग का मनुष्य, समूह में रहते हुए भी पास्परिक स्वार्थ 
की विवेचना और उसकी समस्याओं से अपरिचित रहा होगा | ग्रनु- 
मानतः सामाजिक भावना का जन्म परस्पर हानि पहुँचाने वाले आचरण 
,से तथा उसका विकास नवीन स्थानों में उत्पन्न सङ्गठन की श्रावश्यकता 


y 


Pu 


* sr x »* sR 
-ane CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


yey 


>. E 


Fr RR a I स» ei eb CER EN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
की कड़ियाँ १७१ 
से हुआ है। किसी भी प्राणिसमूह को अपने जन्मस्थान में उतने अधिक 
सङ्गठन की आवश्यकता नहीं होती जितनी किसी नये स्थान में होती 
है, जहाँ उसे अपने ्रापको नवीन परिस्थितियों के अनुरूप बनाना पड़ता 
है | यदि उसकी सहजबुद्धि इस एकता की अनिवायता का बोध न 
कराती तो इस समूह-विशेष का जीवन ही कठिन हो जाता । मनुष्य 
जाति जब जीवन के लिए अधिक सुविधाएं प्रदान करने वाले प्रदेशों 
में फैलने लगी तब उसके भिन्न-भिन्न समूहों को अपनी शक्तियों का 
हढ़तर सङ्गठन करने की आवश्यकता ज्ञात हुई, अन्यथा वे नई परि- 
स्थितियों और नये शत्रुओं से अपनी रक्षा करने में समर्थ न हो पाते | 
भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में विखरी हुई उच्छुझ्लल शक्ति जाति के लिए 
दुर्बलता वन जाती है यह पाठ मनुष्य समूह ने अपने जीवन के आरम्भ 
में ही सीख लिया था; इसी से वह उसे एकता के सूत्र में बाँध कर 
अपने आपको सवल वना सका | अनेक व्यक्ति एक ही स्थान में एक 
दूसरे के निकट बसने लगे, परस्पर सहानुभूति ओर सद्भाव उत्पन्न 
करने कें लिए एक दूसरे की खाद्य और श्राच्छादन छीन लेने की प्रवृत्ति 
को रोकने लगे ओर विजाति से युद्ध के समय शक्ति को सङ्गठित रखने 
के लिए अपने समूह विशेष के किसी अग्रगए्य वीर का शासन मानना 
सीखने लगे | विशेष सुविधाओं के लिए एकत्र यह मनुष्य-समूह ही 
हमारे विकसित तथा अनेक नैतिक ओर धार्मिक बन्धनों मे JA सभ्य 
समाज का पूवज कहा जा सकता है | आज भी असम्य जातियों के 
CR यी के मूल में यही आदिम युग की भावना सन्निहित है | 
स्थान-विशेष की जलवायु तथा वातावरण के अनुरूप एक जाति रंग- 


रूप ओर स्वभाव में दूसरी से भिन्न रही है और प्रत्येक में अपनी विशेषताओं .. 


ay ` m Pu y 


- CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar codd 


| ] | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| | १७२ श्रृंखला 
की car के लिए स्वभावगत प्रेरणा की प्रचुर मात्रा रहती है । आत्म- 


| | | रक्षा के ग्रतिरिक्त उन्हें अपनी जातिगत विशेषताओं की चिन्ता भी थी, 
| | अतः उनमें व्यवहार के लिए ऐसे बिशेष नियम भी वनने लगे जिनका 
i पालन व्यक्ति की ग्रात्मरता के लिए न होकर जाति की विशेषताओं की 
रक्षा के लिए अनिवाय था । आत्मरक्षा की भावना के साथ-साथ मनुष्य 
में जाति की विशेषताओं की रक्षा की भावना भी वढ़ती गई जिससे 
उसके जीवन-सम्वन्धी नियम विस्तृत और जटिल होने लगे | समूह-द्वारा 
L निश्चित नियम-सम्बन्धी समभोते के विरुद्ध आचरण करने वाले को 
| aus मिलने का विधान था, परन्तु इस विधान द्वारा, छिपाकर विरु- 
द्वाचरण करनेवालों को नहीं रोका जा सकता था | BACT कालान्तर 
| में उन नियमों के साथ पारलौकिक सुख-दुःखों की भावना भी बंध गई | 
| मनुष्य को स्वभाव से ही ग्रज्ञात का भय था, इसीसे उसके निर्माण के 
सब कार्यों में एक अज्ञात कर्ता का निर्माण प्रमुख रहा है | इस AM 
का दण्ड और पुरस्कार मनुष्य के ग्राचरण को इतना अधिक प्रभावित 
करता आ रहा है कि अब उसे महत्व में समाज के वास्तविक दर्ड और 
| पुरस्कार के साथ एक ही तुला पर तोला जा सकता है। आरम्भ में, 
| . यदि समाज के रोष या प्रसाद से.उत्पन्न लौकिक हानि और लाभ आचरण 
| 


M \ 
केढालने के कठोर साँचे थे, तो पारलौलिकेक सुख-दुःखों की भावना उस 
मानसिक संस्कार का ड़ आधार थी, जिससे आचरण को रूप मिलता है | 
इस प्रकार लौकिक सुविधा की नींव पर, नैतिक उपकरणों से, धार्मिकता 


* 


|... का रख्ञ देकर हमारी सामाजिकता का प्रसाद निर्मित हो सका । जिस 
l | A क्रम से मनुष्य सभ्यता के माग पर अग्रसर होता गया उसी क्रम से 
| | b. t समाज के नियम अधिकाधिक परिष्कृत होते गये और पूणं विकसित 


५ रह CC-0..Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
d Athe f * 


E a RTE ER ENTE SRM TT OTT का”. 


1 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


amo 


की कड़ियाँ १७३ 


FE 


तथा व्यवस्थित समाज में वे केवल व्यावहारिक सुविधा के साधनमात्र 
न रद्द कर सदस्यों के नैतिक तथा धार्मिक विकास के साधन भी हो गये | 

व्यक्ति तथा समाज का सम्वन्ध सापेक्ष कहा जा सकता है, क्योंकि 
एक के अभाव में दूसरे की उपस्थिति सम्भव नहीं | व्यक्ति के स्वत्वों की 
रक्षा के लिए समाज बना है ale समाज के अस्तित्व के लिए व्यक्ति 


दोनों ही है । जहाँ तक वैयक्तिक हितों की car के लिए निर्मित नियमों 
का सम्वन्ध है, व्यक्ति परतन्त्र ही कहा जायगा; क्योंकि वह ऐसा कोई 
| कार्य करने के लिए स्वच्छुन्द नहीं जिससे अन्य सदस्यों को हानि पहुँचे । 
| परन्तु अपने और समाज के व्यक्तिगत तथा सावजनिक विकास के क्षेत्र 


| की आवश्यकता रहती है | एक सामाजिक प्राणी स्वतन्त्र ओर परतन्त्र 
| 


| 8 व्यक्ति पूर्णतः स्वतन्त्र रहता है | 
अवश्य ही इस विकास की व्याख्या प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वाथ की 


| 

l दृष्टि से नहीं कर सकता, ्रन्यथा इसकी परिभाषाएं समाज के सदस्यों की 

| संख्या से न्यून।हो सकतीं | मनुष्य-जाति का, वबरता की स्थिति से 

| निकल कर मानवीय गुणों तथा कला- कौशल की बृद्धि करते हुए सभ्य 
| आर सुसंस्कृत होते जाना ही उसका विकास है | इस विकास की ओर 
| अग्रसर होकर व्यक्ति समाज को भी अग्रसर करता है | व्यक्ति जब 
| वैयक्तिक हानि-लाभ को केन्द्रबिन्डु बनाकर अपनी सावजनिक उपयो- 
| गिता भूलने लगता E, तब समाज की व्यवस्था और उसके सामूहिक 
| विकास में वाधा पड़ने लगती है। भिन्न-भिन्न स्वभाव ओर स्वार्थवाले 
| व्यक्तियों के आचरणों में कुळ विषमता अवश्य ही रहती है; परन्तु जब 
| ; इस विषमता की मात्रा सामज्ञस्य की मात्रा के समान या उससे अधिक 
| हो जाती है तव समाज की सामूदिक | कम siR में परिवर्तित होने लगती 


र Peres 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar, ot S 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१७३ श्रृंखला 
है | इस विप्रमता का चरम सीमा पर पहुँच जाना ही क्रान्ति को जन्म 
देता है, जिससे समाज की व्यवस्था को नई रूप-रेखा मिलती हे | 

व्यक्ति समाज से gas रह सकता है या नहीं, यह प्रश्‍न कई दृष्टि 
कोण से देखा जा सकता है| यदि समाज का रथ सम्प्रदाय-विशेष 
समभा जावे, तो मनुष्य उससे स्वतन्त्र रह सकता है, क्योंकि वह मनुष्य 
के मानसिक जगत के अधिक समीप हे । एक व्यक्ति अपनी विचार- 
धारा में जितना स्वतन्त्र हों सकता है उतना व्यवहार में नहीं हो सकता | 
मानसिक जगत का एकाकीपन व्यावहारिक जगत्‌ में सम्भव नहीं, इसीसे 
प्राचीन काल में भी भिन्नभिन्न मत और दशन वाले व्यक्तियों के 
| पथक्‌ प्रथक्‌ समाज नहीं बनाये गये | केवल आत्मापेक्षी जगत्‌ में मनुष्य 
| समाज से स्वतन्त्र होकर रह सकता है | परन्तु यदि समाज की परिभाषा 
"i ऐसा मनुष्य-समूह हो, जो पारस्परिक सहयोगापेक्षी है, तो उस समाज 
से व्यक्ति का नितान्त स्वतन्त्र होना किसी युग में भी सम्भव नहीं हो 
सका है। सभ्य और असभ्य दोनों ही स्थितियों में मनुष्य दूसरे 
i | मनुष्यों के सहयोग से अपना जीवन-माग प्रशस्त कर सका Ed 
उसके लिए ग्रन्न, वस्त्र जैसी साधारण परन्तु आवश्यक वस्तुएं भी 

| अनेक व्यक्तियों के प्रयत्न का फल हैं; यह स्वतः प्रमाणित है । उसकी 
TER भावना को जीवित रखने वाली कलाए , उसके बौद्धिक विकास को 

| प्रशस्त बनाने वाला साहित्य और व्यवहार-जगतू में उसके जीवन को 
i सुख और सुविधाए' देने वाले भवन, ग्राम, नगर तथा अन्य अनिवाय 
| | 'वस्तुए सब की उत्पत्ति मनुष्यों के सहयोग से हुई है, इसे कोई अस्वीकार 
0. न कर सकेगा | युगों से व्यक्ति को सुखी रखने और उसके जीवन को 
vic अधिक पूण तथा सुगम बनाने के लिए मानव-जांति प्रकृति से निरन्तर 


“a «t 


ien CC:Q. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


T. TR IIIT ETE mc £^; IPM tmn merci Tte reca uoa छू mf 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ १७५ 


| युद्ध करती ग्रा रही है। उसने अपनी सङ्गठित शक्ति से cat के 
हृदय को वेध डाला, प्रपातों की गति बाँधी, समुद्रों को पार किया. 
| और आकाश में माग बनाया | मनुष्य यदि मनुष्य को सहयोग देना 
| स्वीकार न करता तो न मानवता की ऐसी अद्भुत कहानी लिखी जाती 
और न मनुष्य अपनी आदिम अवस्था से आगे बढ़ सकता । मनुष्य 
जाति agoa में ही जीवित रहेगी, जबतक यह सत्य है तवतक समाज 
की स्थिति भी सुदृढ़ रहेगी | सारे मनुष्य एक ही स्थान में नहीं रह 
सकते अतः उनके समूहों के विकासोन्मुख सङ्गठन पर सारी जाति की 
उन्नति का निभर होना स्वाभाविक ही हे । इसके अतिरिक्त मनुष्य 
प्रकृति से ही सामाजिक प्राणी है; अपने स्वभाव में आमूल परिवर्तन 
बिना किये उसका समाज से प्रथक्‌ होना न सम्भव है ओर न वाञ्छनीय | 
फिर भी यह कहना कि समाज व्यक्ति के सम्पूणं जीवन में व्याप्त 
हे, सत्य की उपेक्षा करना होगा । साधारणतः मानवीय स्वभाव का 
अधिकांश समाज के शासन में नहीं रहता, क्योंकि वह बन्धन से परे 
है। मनुष्य के जीवन का जितना अंश धर्म, शिक्षा आदि की भिन्न- 
भिन्नं सामाजिक संस्थाओं के सम्पक में आता है, उतना ही समाज- 
द्वारा शासित समभा जाता है और उतने ही से इम उसके विषय में 
अपनी धारणा बनाते रहते हैं । समाज यदि मनुष्यों का समूह मात्र 
नहीं है तो मनुष्य भी केवल क्रियाओं का समूह नहीं । दोनों के पीछे 
| सामूहिक और व्यक्तिगत इच्छा, हष और Seat की प्रेरणा है। | 
जीवन, केवल इच्छाओं या भावनाओं से उत्पन्न आचरणों को सेना | 
के समान कवायद सिखा देने में ही सफल नहीं हो जाता, वरन्‌ उन | 
to इच्छ्ाश्रों के उदूगमों को खोजकर उनसे मनुष्यता की मरुस्थली को TN | 
| A. icai A 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwgr ™ UM Š 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१७६ श्रृंखला 
aie करके पूणंता को प्राप्त होता है । 
इस दृष्टि से समाज की सत्ता दो रूपों में विभक्त हो जाती है । 
एक के द्वारा वह अपने सदस्यों के व्यवहार और ग्राचरणों पर शासन 
करता है और दूसरे के द्वारा बह उनकी स्वाभाविक प्रेरणाओं का 
मूल्य क कर उनके मानसिक विकास के उपयुक्त वातावरण AGA 
करता रहता है | किसी भी व्यक्ति को अपने लिए विशेष वातावरण 
वँ ढने नहीं जाना पड़ता, क्योंकि वह एक ग्रह-विशेष में ह लेकर 
अपनी ate के साथ-साथ अन्य सामाजिक संस्थाओं के सम्पक में आता 
रहता है | जैसे उसे साँस लेने के लिए वायु की खोज नहीं करनी 
पड़ती उसी प्रकार वातावरण-विशेष से भी वह ग्रनभिज्ञ रहता है | 
उसकी व्यावहारिकता और आध्यात्मिकता दोनों उसके अनजानपन 
में एक विशेष रूपरेखा में बंधने लगती हैं आर जव बह सजग होकर 
अपने आपको देखता है तव वह बहुत कुछ वन चुका होता है। 
परन्तु यदि व्यक्ति अपने इस रूप से सन्तुष्ट हो सके तो उसे निर्जीव 
qme ही कहेंगे, जो किसी सांचे भें ढल सकता है, Wed ढाल 
नहीं सकता । वास्तव में समाज के दान की जहाँ इति है, व्यक्ति कां 
वीं से ग्रथ होता है | वह दर्जी के सिले कपड़ों कें समान पहले समाज 
के वैध सिद्धान्तो को धारण कर लेता है और तब उनके ag या ढीले 
होने पर, सुन्दर या कुरूप होने पर अपना मतामत देता है। इसी 
. मतामत से समय समय पर समाज को अपने पुराने सिद्धान्तों को नया 


> , रूप देना पड़ता हे । प्रगतिशील समाज में व्यक्ति और व्यक्तियों का 


समूह अन्योन्याश्रित ही रहेंगे और उनका दान प्रतिदान उपयोगिता 
की एक ही तुला पर विकास के एक ही ate से तोला जा उकेंगा | 


213 Yi = €G-0: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
mg T i 


nu. 


get 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ १७७ 


समाज की दो ग्राधार-शिला हैं, ग्रथ का विभाजन और स्त्री-पुरुष 
का सम्बन्ध | इनमें से यदि एक की भी स्थिति में विषमता उत्पन्न होने 
लगती है, तो समाज का सम्पूण प्रासाद हिले विना नहीं रह सकता | 

ग्रथ सामाजिक व्यक्ति की अनिवाय आवश्यकता है, क्योंकि उसके 
द्वारा जीवन के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त हो सकती है। sacar तथा 
सभ्यता दोनों ही परिस्थितियों में मनुष्य अपने सुख के साधन चाहता है 
अन्तर केवल यही है कि एक स्थिति में अपने सुख के साधन प्राप्त 
करना व्यक्ति की शक्ति पर निर्भर है और दूसरी में सुख की सामग्री के 
समान विभाजन का अधिकार समाज को सौंप दिया जाता है । वर्बरता 
की स्थिति में शक्ति का उपयोग व्यक्तिगत हितों की रक्षा में निहित 
था, परन्तु सभ्य समाज में शक्ति का उपयोग सावजनिक हे समाज 
अपने सदस्यों में प्रत्येक को, चाहे वह सवल हो चाहे निबल, सुख के 
साधन समान रूप से वितरित करने पर वाध्य समभा जाता है। सब 
व्यक्तियों का शारीरिक तथा मानसिक विकास एक सा नहीं होता और 
न वे सब एक जैसे काय के उपयुक्त हो सकते हैं; परन्तु समाज के 
लिए वे सभी समान रूप से उपयोगी हैं। एक दार्शनिक, कृषक का 
काय चाहे न कर सके, परन्तु मानव-जाति को मानसिक भोजन अवश्य 
दे सकता है | इसी प्रकार एक कृषक चाहे मानव-समूह को कोई वैज्ञा- 
निक आविष्कार भेंट न कर सके, परन्तु जीवन-धारण के लिए अन्न 
देने का सामर्थ्य अवश्य रखता है । एक भवन बनाने में हमें ऐसे 
व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जो बनने से पहले कागज पर उसकी 
भावी रूपरेखा अङ्कित कर सके; ऐसे व्यक्ति की सहायता भी चाहिए 
जो इंट-पत्थर को जमाना ओर जोड़ना जानता हो और ऐसे व्यक्तियों 

१२ sal ore 


ak 2720 Gurukul Kangri Collection, Haridwar DURS 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१७८ श्रृंखला 
के सहयोग की अपेक्षा भी रहती है जो मिट्टी प्रस्तुत "ES निर्माता 
तक पहुँचा सके | एथक-एथक देखने से किसी का भी काय महत्वपूर्ण 
न जान पड़ेगा, परन्तु उनके संयुक्त प्रयल से निर्मित भवन प्रमाणित कर 
सकता है कि उनमें से कोई भी उपेक्षणीय नहीं था। समाज की भी 
यह दशा है। वह अपनी पूर्णता के लिए सब सदस्या का उन्का शक्ति 
और योग्यता के अनुसार कार्य देकर उनके जीवन को सुविधा ए. प्रस्तुत 
करता है | जब इस नियम के विरुद्ध वह किसी को विना किसा पारम 
के बहुत सी सुविधाएँ दे देता है आर किसी को कठिन परिश्रम के उप- 
रान्त भी जीवन के लिए. आवश्यक वस्तुओं से रहित रखता है, तव 
उसे लक्ष्य-भ्रष्ट ही कहना चाहिए; क्योंकि यह स्थिति तो बबरता में भी 
सम्भव थी | यदि उस स्थिति से मनुष्य सन्तुष्ट रह सकता तो फिर समाज 
की आवश्यकता ही न रह जाती | किसी भी सामञ्जस्यपूणं समाज में 
परिश्रम और सुख की यह विषमता सम्भव नहीं, क्योंकि यह उस सम- 
भते के नितान्त विपरीत हे, जिसके द्वारा मनुष्य ने मनुष्य को सहयोग 
देना स्वीकार किया था। जो बबर मनुष्य अपने एक सुख के लिए 
दूसरे के अनेक सुखों को छीन लेने के लिए स्वच्छन्द था, उसी की 
Sega को समाज ने न्याय के बन्धन में ata लिया है | इस 
बन्धन के ग्रभाव में प्रत्येक व्यक्ति फिर अपनी पूव स्थिति में लौट सकता 
है, यह इतने वर्षों के अनुभव ने अपेक्षाकृत स्पष्ट कर दिया है । कुछ 
व्यक्तियों के प्रति समाज का ऐसा अनुचित पक्षपात ही वह व्याधि है, 


जो उसके रक्त का शोषण करते-करते रन्त में उसे निजींव कर देती है । 


यह सम्भव हे कि सबल, दुव लों को अपनी बब र शक्ति के द्वारा 


. . बाँध कर रख सकें, परन्तु यह अनिच्छा और परवशता से स्वीकृत सर्दै | 


डन +6c.0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


o 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ १७८ 
योग दासत्व से किसी भी अंश में न्यून नहीं कहा जा सकता | इतिहास 
प्रमाणित कर देगा कि ऐसे दासत्व बहुत काल के उपरान्त एक श्रदू- 
भुत संहारक शक्ति को जन्म देते रहे हैं, जिसकी बाढ़ को रोकने में 
बड़े शक्तिशाली भी समर्थ नहीं हो सके | मनुष्य स्वभावतः जीवन को 
बहुत प्यार करता है, परन्तु जव सहयोगियों के निष्ठुर उत्पीड़न से वह 
| नितान्त दुबह हो उठता है, तब उसकी ममता घोरतम विरक्ति में परि- 
वर्तित हो जाती हे | पीड़ितों का समाधान सम्भव हो सकता है, परन्तु 
ऐसे हताश और जीवन «के प्रति निर्मम व्यक्तियों का समाधान सम्भव 
नहीं | ऐसे व्यक्तियों का वेग आँधी के समान चन्नुह्दीन, वाढ के समान 
दिशाहीन और विद्युत के समान लक्ष्यहीन हो जाता है | अपने सदस्यों 
की मनःस्थिति ऐसी क्रान्ति तक पहुँचा देना समाज की मनोविज्ञान- 
शून्यता ही प्रकट करता हे | 

क्रान्ति युग की प्रवर्तिका है अवश्य, परन्तु उसका कार्य, प्रवाह को 
एक दिशा से रोक कर दूसरी में ले जाने के समान है, इसी से उसे 
पहले लिखा हुआ मिटाना पड़ता है, सीखा हुआ भुलाना पड़ता है और 
STAT हुआ उजाड़ना पड़ता है । इसीलिए सुव्यवस्थित समाज विकास- 
मार्गे में रुक-रुक कर अपने गन्तव्य ओर दिशा की परीक्षा करना 
आवश्यक समभते हैं | वाढ़ से पहले बाँध की उपयोगिता € | जल के 
ANART प्रवाह में चाहे वह न वनं सके, परन्तु उसका पूववर्ती होकर 
अनेक आघात सहकर भी स्थिर रह सकता है। फिर यह आवश्यक नहीं 
कि ऐसी संहारक और सबग्रासी क्रान्ति, सुन्दर निर्मायक भी हो । तरङ्ग 
का स्वभाव तट से टकरा कर लौट जाना है, यह देखना नहींकितीर | 
की समरेखा ग्रछुरण रही या नहीं रही । यहं कार्य तो तट की द्दता 7 


4 


oo छ 


—— 


| con truoc ti a Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


tco í श्वंखला 
और प्रकृति पर निभर है | क्रान्ति के आघात से अपनी रूपरेखा बचा 
लेना उसी समाज के लिए सम्भव है, जो उसके उद्गम और दिशा से 
परिचित हो और उसे सहन करने की क्षमता रखता हो | जिस समुद्र के 
अनन्त और ग्रथाह गर्भ में पवत खो गये हैं, उसीसे तट से सम्बन्ध 
रखने वाले गोताखोर मोती निकाल लाते हैं ओर जिस ऊँची लहर के 
सामने बड़े-बड़े पोत बह जाते हैं उसी में, तट पर आधार-स्तम्भ के 
सहारे, मनुष्य स्नान करके निर्मल हो जाते हैं | 

यदि समाज के पास ऐसा ग्राधार-स्तम्भ हो तो क्रान्तियाँ उसे और 
अधिक निर्मल बना सकती हैं | इसकी अनुपस्थिति में freee बहना 
ही अधिक सम्भव है, जो व्यक्ति और समाज के युगदीघ वन्धन को 
शिथिल किये विना नहीं रहता | 

स्री पुरुष का सम्बन्ध भी अथ से कम महत्वपूण नहीं | समाज को 
बाँधने वाला यह सूत्र कितना सुक्ष्म और हढ़ है, यह उसके क्रमिक 
विकास के इतिहास से प्रकट हो जायगा | 

यह धारणा कि ग्रह का आधार लेकर समाज का निर्माण हो सका 
है आधुनिकता के आलोक में पुरानी मानी जावेगी | परन्तु नैतिक दृष्ट 
से समाज-दृक्ष के सघन मूल का पहला अंकुर स्री, पुरुष और उसकी 
सन्तान में पनपा इसे निमूल सिद्ध कर देना सम्भव नहीं हो सकेगा | 

यदि यह ध्यान से देखें तो ज्ञात होगा कि बहुत काल से ख्री की 
स्थिति समाज का विकास नापने के लिए माप-दंड रही है । नितान्त 


[3 ALN fae 2 
` बबर जात में स्री केवल विनोद का साधन और अधिकार में रखने 


की वस्तु समझी जाती रही | आज भी जङ्गली जातियों में स्री की वह 
स्थिति नहीं है, जो सभ्य समाज में मिलेगी। उस आदिम युग में मातृत्व 


25 
ant 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` 


= by Arya Samaj Foundation Chennd and eGangotri 


al कांड्या १८१ 


ala का श्राकस्मिक परिणाम था, जिससे जाति तो लाभ उठाती थी 
परन्तु at उपयोगी यन्त्र से अधिक गौरव नहीं पाती थी। तव स्त्री 
पुरुष का सम्बन्ध भी अपने क्षणिक विनोद और उत्तरदायित्वट्टीनता के 
कारण Wa का ही एक रूप था । वह यदि पशुत्व से निकृष्ट नहीं 
कहा जा सकता तो उत्कृष्ट होने का गव भी नहीं कर सकता । कहीं 
पुरुषों का समूह का समूह सत्री-समूह से विवाहित था, कहीं एक पुरुष 
के अधिकार में पालतू पशुओं के समान बहुत सी ferai थीं और कहीं 
सत्री की संख्या न्यून होने के कारण अनेक पुरुष एक स्त्री पर अधिकार 
रखते थे । सारांश यह कि जहाँ जन-संख्या के अनुसार जैसी आवश्य- 
कता थी वैसे ही नियम वन गये | 

जाति की बृद्धि और पुरुषों के मनोविनोद का साधन होने के 
अतिरिक्त स्त्री का कोई alt उपयोग नहीं था | आनन्द के अन्य उप- 
करणों के समान उन्हें विपक्षियों से जीत लाना या सुयोग पाकर उनका 
AREY कर लाना साधारण सी वात at | at के हृदय है या उसकी 
इच्छा-श्रनिच्छा भी हो सकती है, यह आदिम युग के पुरुष की सहज 
बुद्धि से परे था, परन्तु जैसे-जैसे मानव-जाति पशुत्व की परिधि से 
बाहर श्राती गई, सत्री की स्थिति में भी अन्तर पड़ता गया | जाति की 
माता होने के नाते उसके प्रति कुछ विशेष आदर का भाव भी प्रदर्शित 
किया जाने लगा | कब ओर कैसे पुरुष तथा स्त्री के सम्बन्ध में उस 
ग्रासक्ति का जन्म हुआ जिसने समय के प्रवाह में परिष्कृत से परिष्कृत- 
तर होते-होते we की नींव डाली, यह जान सकना कठिन है, परन्तु 
अनुमानतः दोनों की ही प्रबृत्ति ate सहज बुद्धि ने उस अव्यवस्थित 
जीवन at a feat समभ ली होंगी | परस्पर संघष में लगी हुई जातियों 


b.e 
=x 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


\ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८२ श्रृंखला 
को तो इतना अवकाश ही न मिलता था कि वे जीवन की विशेष 
सुविधाओं का ग्रभाव अनुभव करतीं । परन्छु जव उन्होंने अपेक्षाकृत 
शान्ति से बसने का स्थान खोज निकाला और जीवन के लिए कुछ 
सुविधाएँ प्रात कर लीं तव उनका ध्यान सत्री की स्थायी उपयोगिता 
पर भी गया । पुरुष ने देखा, वह कभी श्रान्त, कभी कान्त और कभी 
रोगग्रस्त एकाकी है | ऐसी दशा में किसी झूढुस्वभावा सहचरी के साह- 
चर्य की ओर उसकी कल्पना स्वतः प्रधावित होने लगी तो आश्रय ही 
क्या है | अपने अभाव के अतिरिक्त पुरुष की श्रधिकार-भावना भी 
ग्रह की नींव डालने में वहुत सहायक हुई होगी । अपनी तलवार, 
अपने धनुषवाण के समान पुरुष, अपनी स्त्री ओर अपनी सन्तान कहने 
| के लिए . भी आत॒र हो उठा । मनोज्ञ स्त्री को सच् से बचाने ओर 


| Ua 

| 14 जाति को वीर पुत्र देने का गव करने के लिए भी यह आवश्यक था 
a कि स्त्री एकान्त रूप से उसी के अधिकार में रहती । स्त्री ने भी अनि- 
EI faa और agaaa बाह्य जीवन से थक कर अपने तथा अपनी सन्तान 


के लिए ऐसा साहचय स्वीकार किया, जो उसे जीवन की श्रनेक 
असुविधाओं से मुक्त कर सकता था । इस साहचय के नियम बहुत 
if काल तक कोई स्पष्ट रूपरेखा न पा सके, क्योंकि उस समय तक मनुष्यः 
hy समूह की स्थिति में भी निरन्तर परिवतन होता रहता था | 

i जिस समाज में हम पुरुष तथा स्त्री के सम्बन्ध का प्राचीनतम रूप 
देख सकते हैं, वह वैदिक समाज हे, परन्तु वह अपनी संस्कृति ओर प्रगति- 
शीलता के कारण किसी भी श्रथ में आदिमकाल का समाज नहीं Fel 
जा सकता | उस समय तक समाज की रूप-रेखा स्पष्ट और उ दृश्य निश्चित 
हो जाने के कारण स्री की स्थिति में भी बहुत अन्तर श्रा चुका था। 


CC:0. Gurukul Kangri’Collection, Haridwar 


t. 


H 
i 
| 
| 


| 
| 
| 


E! 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ १८३ 
वेदकालीन समाज जीवन-धारण के लिए ग्रनिवाय, अग्नि, इन्द्र, 
सूर्यादि का महत्व सम चुकता था; रात्रि उपा आदि 'की अभिनव सुषमा 
देखकर भाव विहल हो चुका था; नवीन स्थान में श्रपने सङ्गठन को दृढतर 
करने के लिए वर्णव्यवस्था का आविष्कार कर चुका था और जाति की 
वृद्धि और प्रसार के लिए व्यक्तिको धर्म की दीक्षा दे चुका था । ग्रह के विना 
पुरुष का कहीं बसना सम्भव Tel श्रौर त्री के विना ग्रह नहीं अतः स्री 
पुरुष की सहधर्मिणी निश्चित की गई। उन दोनों का उद्देश्य समाज को 
योग्य सन्तान की भेंट देना और फिर उस सन्तान के लिए स्थान रिक्त 
करके अवकाश लेना था | उस समय जाति की विधात्री होने के कारण स्त्री 
वश्यक और आदरणीय तो थी ही, साथ ही, उसके जीबनचर्या-सम्बन्धी 
नियम भी अधिक कठोर नहीं बनाये जा सकें | सहधमिणत्व के अभाव 
में मी समाज उसकी सन्तान को त्याज्य नहीं कह सकता था; सौभाग्य 
से शूत्य होने पर भी समाज उसे गहधर्म से निवांसन-दंड न दे सकता 
था । वह मत्स्योदरी होकर भी राजरानी कें पद पर प्रतिष्ठित हो सकती थी, 
कुन्ती होकर भी मातृत्व की गरिमा से गुरु रह सकती थी ओर द्रौपदी 
होकर भी पतिव्रता Bates से नहीं हटाई जा सकती at | वह समाज 
की स्थिति के लिए पुरुष की सहधमिणी थी, पुरुष की अधिकार-भावना 
से बँधी ञ्रनुगामिनी मात्र नहीं | जैसे जैसे भिन्न परिस्थितियों में उसकी 
सामाजिक उपयोगिता घटती गई, वैसे-वैसे पुरुष, व्यक्तिगत अधिकार- 
भावना से उसे घेरता गया | अन्त में यह स्थिति ऐसी पराकाष्ठा को पहुँच 
गई जहाँ व्यक्तिगत अधिकार-भावना ने स्त्री के सामाजिक महत्व को अपनी 
छाया से ढक लिया | एक वार पुरुष के अधिकार की परिधि में पैर रख 


ae a G " dr cu 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar, y 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१८४ श्रृंखला 
ने ही विधवा की दयनीय स्थिति सम्भव कर दी | कदाचित्‌ पहले यह 
विधान quib के वन्धन कुछ कठिन हो जाने पर उन सन्तानवती विध- 
वाओं के लिए किया गया होगा जिनको श्रपने वालकों का पालन उनके 
पिता के कुल ओर संस्कृति के अनुसार करना होता था | 

प्रत्येक युग की सुविधा ओर असुविधाओं ने स्री-पुरुष के वन्धन को 
विशेष रूप से प्रभावित किया है और प्रायः वह प्रभाव स्त्री की स्थिति में 
अधिक अन्तर लाता रहा । शासकों में उसके प्रतिनिधियों की संख्या 
शून्य-सी रही है, अतः उसके सव विधान पुरुष की सुविधा के केद्ध- 
fag बनाकर रचे गये | ग्राध्यात्मिकता का सूक्ष्म ्रवलम्ब लेकर पुरुष 
के प्रति उसका जो कतंव्य निश्चित किया गया है, उसमें उसके या 
समाज के हानि-लाभ का विशेष ध्यान नहीं रखा जा सका, यह स्पष्ट है। 
पुरुष और स्त्री mr सम्बन्ध केवल आध्यात्मिक न होकर व्यावहारिक 
भी है, इस प्रत्यक्ष सत्य को समाज न जाने कैसे अनदेखा करता रहा 
है | व्यांवहारिकता में एक व्यक्ति को दूसरे के लिए. जो त्याग करना- 
पड़ता है, उसके उपयुक्त मानसिक स्थिति उत्पन्न कर देना आध्या- 
त्मिकता का कार्य और आध्यात्मिकता में जिस यथार्थता का स्पर्श हम 
भला देते हैं, उसे स्मरण कराते रहना व्यावहारिकता का लक्ष्य है। 
जवतक दाम्पत्य सम्बन्ध में पशुत्व, देवत्व में घुलकर नहीं आता और 
SISSE बन कर नहीं अ्वतीण होता, तब तक वह अपूर ही रहेगा। 

जैसे-जैसे हमारा समाज अपने घे सदस्यों से अधिकारहीन बलिदान 
और श्रात्म-समप॑ण लेता जा रहा है, वैसे-वैसे वह भी अपने अधिकार 
खोता जा रहा है, यह समाज के AIA वातावरण से प्रकट है | 

आज के समाज की जो स्थिति है, उसकी उपयुक्त परिभाषा कठिनाई 


Y न 3 CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


f. 


उचत स |. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


I { 
की कड़ियाँ १८५. 


से दी जा सकेगी | वह कुछ विशेष ्रधिकार-सम्पन्न ओर कुछ नितान्त 
भ्रधिकारशूत्य व्यक्तियों का ऐसा समूह है, जो उपयोगिता से नहीं” 
वरन्‌ परम्परागत धारणा से बेधा है | कहीं सन्तोष की अतिवृष्टि है 
ओर कहीं असन्तोष की ana, जिससे सामाजिक जीवन का 
सामञ्जस्य नष्ट होता जा रहा है | 
P हमारा समाज अब प्राची नकाल का GAA (ST मानव-समूह नहीं रहा 
जिसके हाथ में राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक ग्रादि सभी व्यवस्था थीं | 
aa भिन्न-भिन्न समाज स्वयं अपना शासन नहीं करते Ba: सदस्यों में वह 
सम्बन्ध रहना सम्भव नहीं जो प्राचीन सङ्गठनों में मिल सकता था | 
इस प्रकार शासन-सत्ता से हीन होकर समाज दणड ओर पुरस्कार की 
विशेष क्षमता नहीं रखता | आरम्भ में उसने अपनी इस क्षति की पूर्ति 
का साधन धर्म को बनाया, जिससे सामाजिक वन्धन बहुत कठिन और 
दुबह हो उठे ।“धर्म जव मनुष्य के भावना-द्वार से हृदय तक पहुँचता 
हे तब उसके प्रभाव से मनुष्य की विचार-धारा वैसे ही विकसित हो 
उठती है जैसे मलय-समीर से कली | परन्तु वही धर्म जब मनुष्य की बुद्धि 
पर बलात्‌ डाल दिया जाता है तब वह अपने भार से मनुष्य की कोमल 
भावनाओं को कुचल-कुचल कर निर्जीव ओर रसहीन बनाये विना 
नहीं रहता ॥ धर्मे का शासन हमारे जीवन पर वैसा ही प्रयासहीन होना 
चाहिए, जैसा हमारी इच्छा-शक्ति का ग्राचरण पर होता है | सप्रयास 
धर्म जीवन का सबसे बड़ा अ्रभिशाप है | न वह जीवन की गहराई तक 
पहुँच सकता है ओर न उनकी प्रत्येक शिरा में व्याप्त होकर उसे रसमय 
ही कर सकता है | बीज को हम वृक्ष की सबसे ऊची डाल कें अग्र भाग 
के साथ बहुत ऊचांई तक पहुँचा सकते हैं, परन्तु वहाँ उसे जमा सकना n 


a 1 d aaae ae EA 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

१८६ श्रृंखला 
हमारी क्षमता के वाहर की वात है | उसे अंकुरित होकर आकाश छूने 
के लिए पहले eat की गहराई में जाना होता है, यह प्रकृति का अटल 
नियम है । शासन सत्ता के साथ, समाज को अन्य सामाजिक संस्थाओं 
की व्यवस्था पर भी अपना प्रभुत्व कम करना पड़ा जिससे समाज ओर 
सामाजिक संस्थाएं विकास के मार्ग में साथ-साथ न चल सकीं | नवीन 
परिस्थितियों में, समाज के सदस्यों को सुसंगठित होकर एक स्थान में 
वसने की सुविधा न मिलना भी सामाजिक वन्धन की शिथिलता का कारण 
बन गया । कुछ व्यक्तिवाद ने ओर कुछ समाज की अव्यावहारिकता ने 
मनुष्य को अपनी सामाजिक उपयोगिता भूल जाने पर बाध्य कर दिया। 

इस प्रकार अनेक वाह्य ओर ग्रान्तरिक, प्रकट ओर प्रकट 
कारणों ने समाज का वह रूपान्तर कर डाला जिससे सामूहिक रूप से 
हमारी हानि हुई । कुछ प्राकृतिक परिस्थितियों पर हमारा वश नहीं 
था, यह सत्य है, परन्तु यदि हम उनके अनुरूप सामाजिक सङ्गठन कर 
सकते तो ऐसी अराजकता नितान्त असम्भव हो उठती | 

इस समय समाज से हमारा ग्रभिप्राय सम्प्रदाय विशेष या जाति-विशेष 
ही रहता है, जिसके भिन्न-भिन्न स्थानों में फैले हुए सदस्यों के आचरण 
ओर रीतियों में एक विशेष समानता रहती हे । कुछ समय पूव तक 
यह समाज अपने इने-गिने अधिकारों का प्रयोग विवेकशून्य निष्ठुरता 
के साथ करता रहा, परन्तु इससे बंधने के स्थान में सारे सदस्य दूर-दूर होते 
गये। श्रव तो विवाह आदि के समय ही व्यक्ति अपने जाति-भाइयों की खोज 


करता है, परन्तु यह अनिवायता भी धीरे-धीरे शिथिल होती जा रही है। 
प्रत्येक जाति और सम्प्रदाय में कुछ उग्र विचार वाले, कुछ नवीनता. 


के संयत उपासक ग्रौर कुछ रूढ़िवादी अवश्य मिलेंगे | इनके विखर 


p zm “E60. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
wt wW E 


T9 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


j की कड़ियाँ १८७ 
जाने के कारण कुछ समाज ऐसे भी वन गये हैं जिनका आधार विचार- 
धारा है, जाति या सम्प्रदाय नहीं । परन्तु जाति के सङ्गठन में यदि 
उपयोगिता का अभाव है तो इनमें ब्वावहारिकता की शूत्यता है । उग्र 
विचारवालों में विचार के अतिरिक्त ओर कोई समानता नहीं, संयत 
विचारवालों में पर्याप्त साहस नहीं ग्रौर रूढिवादियों में व्यवहारकुशलता 
नहीं | समाज को ऐसा अपरूप देने का कुछ श्र य पाश्चात्य सभ्यता 
को भी देना होगा, क्योंकि उसके अभाव में ऐसे परिवर्तन प्राकृतिक ढङ्क से 
आते.। एक विदेशीय संस्कृति में पला समाज जब शासक के रूप में आ 
जाता है तब शासित जाति के संगठन में कुछ आकस्मिक परिवतन होना 
स्वाभाविक ही है । कोई भी पहले से प्रतिष्ठित संस्कृति न एकदम परा- 
जय स्वीकार कर सकती है ओर न विजय में एकान्त विश्वास ही रखती 
है | शासक और शासित समाज का संघष उच्छुङ्कल भी हो सकता है 
और daa भी, यह ऐतिहासिक सत्य है। किसी समय भारतीय संस्कृति 
आर समाज को मुस्लिम संस्कृति से लोहा लेना पड़ा था और उस 
अग्निवर्षा से वह waa निकल आई | इस विजय का कारण उस du 
का वाह्य और उच्छुद्ठल होना ही कहा जा सकता है। किसी जाति की 
» संस्कृति उसके शरीर का वस्त्र होकर उसकी आत्मा का रस है, इसी 
से न हम उसे बलात्‌ छीन सकते हैं ओर न चीर-फाड़ कर फेक सकते 
हैं | उस रस का स्वाद बदलने के लिए तो हमें उससे अधिक मधुर 
्रौप्रधि पिलानीः पड़ेगी | जब-जव बाहर की संस्कृति विवेकशून्य होकर 
आई, उसे पराजय ही हाथ लगी, जब उसने विवेकबुद्धि से काम लिया 
qd अपने पीछे विजय की ज्वलन्त कहानी छोड़ती गई है | | 
पाश्चात्य संस्कृति ने हमें युद्ध की चुनौती न देकर मित्रता का TT 


“Ss 


ee २ २६० 
न 3 b "m à 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar «~ x 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१८८ श्वृंखला 
बढ़ाया, इसीसे हमारा उससे कोई वाद्य day भी नहीं हुआ । वह हमारी 
अनेक सामाजिक संस्थाग्रों में प्रवेश पाते-पाते हमारे हृदय में प्रविष्ठ हो 
गई और इस प्रकार विना किसी संघर्ष के भी हमारे जीवन को उतना ही 
प्रभावित कर सकी जितना स्वयं हमारी संस्कृति कर सकती थी | उसकी 
उपयोगिता या अनुपयोगिता के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जाता रहा 
है और कहा जाता रहेगा, परन्तु इतना दोनों ही दशाओं में सत्य हे 
कि उसने हमारे सामाजिक दृष्टिकोण को aga बदल दिया है | शासक 
संस्कृति होने के कारण यह श्रन्य संस्कृतियों के समान हमारी संस्कृति 
में विलीन होना नहीं चाहती, अन्यथा इससे हमारे विकास में कोई विशेष 
बाधा न पहुँचती | बतमान परिस्थितियों में उसने हमारे शिथिल समाज 
के भीतर एक ऐसे समाज का निर्माण कर दिया है जिसकी आत्मा भार- 
तीय ओर शरीर अभारतीय जान पड़ता È इसे न हम साथ ले चल 
सकते हैं ओर न छोड़ सकते हैं | वह पश्चिमीय विचारधारा में बहकर 
भी उससे शासित नहीं होता ओर भारतीयता में जीवित रहकर भी 
उससे प्रभावित नहीं होता | 

सङ्गठन की इन असुविधाओं के साथ-साथ विषम र्थ-विभाजन 
और at की स्थिति समाज की नींव को खोखला किये दे रही हैं | इसका 
उत्तरदायित्व समाज ओर शासन-विभाग दोनों पर है सही, परन्तु उससे 
उत्पन्न, अव्यवस्था का अधिकांश समाज को मिलता है | केवल शक्ति से 


* शासन हो सकता है, समाज नहीं बन सकता, जिसकी स्थिति मनुष्य के 


स्वच्छुन्द सहयोग पर स्थिर है। निरंकुश शासन, शासक का श्रान्त कर 
सकता है, निरंकुश समाज मनुष्यता को समाप्त कर देता है । 


“sp €C-0. Gurukul Kangri Collection; Haridwar 


> 


-am 


P 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जीने की कला 


i eie Td Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१६३४ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रत्येक कार्य के प्रतिपादन तथा प्रत्येक वस्तु के निर्माण में दो 
्रावश्यक अज्ञ हैं--तद्‌विषयक विज्ञान ओर उस विज्ञान का क्रियात्मक 
प्रयोग | विना एक के दूसरा अङ्ग अपूर्ण ही रहेगा, क्योंकि विना प्रयोग 
के ज्ञान प्रमाणहीन है और. बिना ज्ञान के प्रयोग आधारहीन--अतः 
प्रत्येक विज्ञान में क्रियात्मक कला का कुछ ग्रंश अवश्य रहता है और 
प्रत्येक क्रियात्मक कला भी अपने विज्ञान विशेष की अनुगामिनी वन 
कर ही सफल होती है | ये दोनों इतने सापेक्ष हैं कि एक को जानने में 
दूसरे को जानना ही पड़ता हे । 

यदि हम रङ्ग और उनके मिश्रण के विषय में जान लें, तूलिका 
आदि के विषय में सव कुछ समक लें, परन्तु कभी इस ज्ञान को प्रयोग 
की कसौटी पर न कसें तो हमारा चित्रकला-विषयक ज्ञान परीक्षण के 
विना aa ही रह जायगा | इसी प्रकार यदि हम इस ज्ञान के विना 
... ही एकाएक रङ्ग भरने का प्रयत्न करने लगें तो हमारा यह प्रयास भी 
,. असफल ही कहा जायगा । चित्रकला की पूर्णता के लिए और सफल 


v zt 


jw 
e E um. " ce. Gurukul Kangri Collection; Haridwar 
j ON E : 


I eS - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| की कड़ियाँ १९१ 


/ | E वनने के लिए हमें तत्सम्बन्धी ज्ञातव्य को जानकर प्रयोग में 
| लाना ही होगा | यही ग्रन्य,कलाग्रों के लिए भी सत्य सिद्ध होगा । 
| यदि हम ध्यान से देखें तो संसार में जीना भी एक ऐसी कला 
| जान पड़ेगा जिसमें उपयुक्त दोनों साधनों का होना अनिवाय हे | 
| सामूहिक तथा व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ सिद्धान्तों का ज्ञान 
f जितना आवश्यक है, उतना ही या उससे भी कुछ अधिक आवश्यक 
| उन सिद्धान्तों का उचित अवसर पर उपयुक्त प्रयोग भी समभा जाना 
चाहिए | यदि हम ऐसे सिद्धान्तों का भार जन्म भर ढोते रहें जिनका 
उपयुक्त प्रयोग हमें ज्ञात न हो, तो हमारी दशा उस पशु से भिन्न न 
होगी जिसको विना जाने ही शा्रों और धमंग्रन्यो का भार वहन 
करना पड़ता हो | इस प्रकार यदि हम विना सिद्धान्त समझे उनका 
अनुपयुक्त प्रयोग करते रहें, तो हमारी क्रिया विना art समके मन्त्र: 
पाठी शुक की वाणी के समान निरथंक हो उठेगी | 
हमारे संस्कारों में, जीबन के लिए आवश्यक सिद्धान्त ऐसे सूत्र 
रूप में समा जाते हैं, जो प्रयोग रूपी टीका के विना न स्पष्ट हो पाते 
हैं ओर न उपयोगी | “सत्यं aay को हम सिद्धान्त रूप में जान 
| कर भी न अपना विकास कर सकते हैं और न समाज का उपकार, 
| जब तक अनेक परिस्थितियों, विभिन्न स्थानों और विशेष कालों में 
उसका प्रयोग कर उसके वास्तविक श्रथ को न समक लें--उसके 
यथार्थ रूप को हृदयङ्गम न कर लो | 
एक निर्दोष के प्राण बचाने वाला असत्य उसकी हिंसा का कारण 
बनने वाले सत्य से श्र ष्ठ ही रहेगा, एक क्रूर स्वामी की ग्रन्यायपूरण 
आज्ञा को पालन करने वाले सेवक से उसका विरोध करने ब 


oe 


x 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ogress ace 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


5j; ख A 


अधिक स्वामिभक्त कहलायेगा और एक दुबल पर अन्याय करने वाले 
अत्याचारी को क्षमा कर देने वाले. क्रोधजित से उसे दरड देनेवाला 
क्रोधी संसार का अधिक उपकार कर THAT | अन्य सिद्धान्तों के लिए 
भी यही सत्य है ओर रहेगा | 

सिद्धान्तों की जितनी भारी गठरी लेकर हम अपने HUTA के 
द्वार तक पहुँचते हैं, उतना भारी बोक लेकर कदाचित्‌ ही किसी अन्य 
देश के व्यक्ति को पहुँचना पड़ता हो, परन्तु फिर भी कायक्षेत्र में हमीं 


aaa अधिक निष्क्रिय प्रमाणित होंगे, कारण, हम अपने सिद्धान्तो को 


उपयोग से वचा-वचाकर उसी प्रकार रखने में उद्देश्य की सिद्धि समक 
लेते हैं, जिस प्रकार धन को व्यय से बचाकर रखने वाले कृषक उसके 


'सञ्चय में ही अपने उद्योग की चरम सफलता देख लेते | | 


परिस्थिति, काल और स्थान के अनुसार उनके प्रयोग तथा रूपों 
के विषय में जानने का न हमें अवकाश है न इच्छा | फल यह FAT 
कि हमारा जीबन अपूर्ण वस्तुओं में सव से अधिक अपूर्ण होने का 
दुर्भाग्य मात्र प्राप्त कर सका | 

आज तो जीने की कला न जानने का अभिशाप देश-व्यापक है, 


'परन्तु विशेष रूप से स्त्रियों ने इस अभिशाप के कारण जो कुछ सहा 


है उसे सहकर जीवित रहने का अ्रभिमान करने वाले विरले ही मिलेंगे d 
यह सत्य है कि हमारे देश में व्यक्ति को इतना महत्व दिया गया था 
कि कहीं-कहीं हमें उसके विकास के साधन भी एक विचित्र बन्धन 
जैसे लगने लगते हैं । परन्तु यह कहना अन्याय होगा कि उन प्राचीन 
युग के निवासियों ने व्यक्तिगत विकास को दृष्टिविन्दु बनाकर सामूहिक 
या सामाजिक विकास को एक क्षण के लिए भी दृष्टि से ओमल होने 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


——— 


El by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की कड़ियाँ १६३ 


दिया | उनका जीवन-विषयक ज्ञान कितना वैयक्तिक किन्तु व्यापक, 
स्थिर किन्तु प्रत्येक परिस्थिति के अनुकूल और एक किन्तु सामूहिक 
था, इसका प्रमाण हमें उन सिद्धान्तों में मिल जाता है जिनके आकर्षण 
से हम अपनी अज्ञानावस्था में भी नहीं छूट पाते और इस ज्ञान का 
उन्होंने कैसा उपयुक्त तथा *प्रगतिशील प्रयोग किया, यह समाज के 
निर्माण और व्यक्ति के जीवन के पूर्ण विकास को दृष्टि में रखकर खोजे 
गये साधनों से स्पष्ट हो जाता है| यदि हम शताब्दियों से केवल 
सिद्धान्तों का निर्जीव भार लिये हुए शिथिल हो रहे हैं तो इसमें हमारा 
zik हमारी परिस्थितियों का दोष है | यदि हम अपने जीवन को 
सजीव और सक्रिय qarat चाहते, अपनी विशेष परिस्थितियों में उनका 
प्रयोग कर उनकी सामयिक ग्रनुकूलता-प्रतिकूलता, उपयुक्तता-अनुप- 
युक्तता का निश्चय कर लेते ओर जीवन के ज्ञान और उसके क्रियात्मक 
प्रवाह को साथ वहने देते तो अवश्य ही हमारा जीवन उत्कृष्ट कला 
का निदशन होता | 

हमने जीवन को उचित काय से विरत कर उसीके व्यवस्थापक 
नियमों को अपने पैर की बेंड़ियाँ वनाकर उन्हें भी भारी वना डाला, 
अतः आज यदि लक्ष्य तक पहुँचने की इच्छा भी भूल गये तो आश्चय 
ही क्यों होना चाहिए | 

इस समय भारतीय नारी के पास ऐसा कौनसा विशिष्ट गुण नहीं 
है, जिसे पाकर feet भी देश की मानवी देवी न बन सकती हो | 
उसमें उस सहनशक्ति की सीमा समाप्त है जिसके द्वारा मनुष्य घोर से 
घोरतर ग्रग्निपरीक्षा हंसते-हँसते पार कर सकता है और अपने लक्ष्य 
के माग में बाधाओं पर बाधाए देखकर नहीं सिहरता, उसमें वह 

१२ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwat 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१६४ SU 
त्याग है जो मनुष्य की wx से WA स्वाथेवृत्ति को क्षण में नष्ट कर 
डालता है और उसे अन्य के कल्याणाथ अपनी आहति के लिए प्रस्तुत 
कर देता है, उसमें मनुष्य का देवता की पंक्ति में er देनेवाली वह 
पवित्रता है जो मरना नहीं जानती तथा उसम हमारा aena का वह 
कोष है जिसकी किसी अन्य के द्वारा र्षा सम्भव el नहीं थी | वह 
आज भी त्यागमयी माता, पतित्रता पल्ली, स्नेहमयी बहिन ओर आज्ञा- 
कारिणी पुत्री है, जब संसार के जाणत अंशों की ierat भोतिक सुखभोग 
पर अपनी युगजीण संस्कृति न्योछावर किये दे रही हैं । इन्हें त्याग के 
बलिदान के और स्नेह के नाम पर सव कुछ आता है, परन्तु जीने की 
बह कला नहीं आती जो इन अलौकिक गुणों को सजीव कर देती ! 

जीण से जीण कुटीर में वसनेवालों में भी कदाचित्‌ ही कोई ऐसा 
अभागा निर्धन होगा, जिसके उजड़े आँगन में एक भी सहनशीला, 
त्यागमयी, ममतामयी स्त्री न हो | 

स्री किस प्रकार अपने हृदय को चूर-चूर कर पत्थर की देव-प्रतिमा 

न सकती है, ae देखना हो तो हिन्दू ग्रहस्थ की, gud ही वालिका 

से शापमयी युवती में परिवर्तित होती हुईं विधवा को देखना चाहिए जो 
किसी अज्ञात व्यक्ति के लिए अपने हृदय की, हृदय के समान ही प्रिय 
इच्छाएँ कुचल-कुचल कर निमू ल कर देती है, सतीत्व और संयम के 
नाम पर अपने शरीर और मन को ग्रामानुष्रिक यन्त्रणाओं के सहने का 
अभ्यस्त वना लेती है और इसपर भी दूसरों के श्रमङ्ल के भय से 
आँखों में दो बू'द जल भी इच्छानुसार नहीं आने दे सकती | aiai 
की विडम्बना का भार लिये, सीता सावित्री के अलोकिक तथा पवित्र ग्रादश 


* „का भार, अपने भेदे हुए जीण-शीण स्त्रीत्व पर किसी प्रकार संभाल कर 


e "पणा Kangri Collection, Haridwar 


P 


4 


E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chehnai and eGangotri 
की कड़ियाँ र १६५५ 
क्रांतदासी के समान अपने WD, दुराचारी तथा पशु से भी निष्कृष्ट 
स्वामी की परिचर्या में लगी हुई ओर उसके दुव्यवहार को सहकर भी 
देवताओं से जन्म-जन्मान्तर में उसीका सङ्ग पाने का वरदान माँगने 
वाली पत्नी को देखकर कौन आश्चर्य्याभिभूत न हो उठेगा ? पिता के 
इङ्गित मात्र से अपने जीवन-प्रभात में देखे cue स्वप्नों को विस्मृति 
से ढककर विना एक दीघ निश्वास लिये ग्रयोग्य से अयोग्य पुरुष का 
भ्रनुगमन करने को प्रस्तुत पुत्री को देखकर किसका हृदय न भर 
वेगा ? पिता की ग्रट्टालिका और वैभव से वञ्चित दरिद्र भगिना को 
ऐश्वय्य का उपभोग करने वाले भाई की कलाई पर सरलभाव से 
रक्षात्रन्धन वाँधते देख कौन विश्वास कर सकेगा कि ईर्ष्या भी मनुष्य 
का स्वाभाविक विकार है ओर अनेक साहसहीन निर्जीव-से पुत्रों द्वारा 
उपेक्षा ओर ्रनादर से आहत हृदय ले उनके सुख के प्रयत्न मे लगी 
हुई माता को देख कौन “क्वचित्‌ कुमाता न भवति? कहने वाले को 
स्त्री स्वभाव के गम्भीर रहस्य का ग्रन्वेषक न मान लेगा ? परन्तु इतनी 
अधिक सहनशक्ति, ऐसा ्रप्रतिम त्याग और ऐसा अलौकिक साहस 
देखकर भी देखनेवाले के हृदय में यह प्रश्‍न उठे बिना नहीं रहता कि 
क्या ये विभूतियाँ जीवित हैं | यदि सजीवता न हो, विवेक के चिह्न न 
हों तो, इन गुणों का मूल्य ही क्या है। क्या हमारे कोल्हू में gar 
बैल कम सहनशील है ! कम यन्त्रणाएँ भोगता हे ! शव हमारे द्वारा 
किये गये किसी अपमान का प्रतिकार नहीं कर सकता; सव प्रकार के 
ग्राघात विना हिले-डुले शान्ति से सह सकता है, हम चाहे उसे अतल 
जल में वहा कर मगर-मच्छ॒ के उदर सें पहुँचा दें, चाहे चिता पर 


लिटाकर राख करके हवा में उड़ा दें, परन्तु उसके सुख से न निश्वास , 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१९६ श्रृंखला 
निकलेगी, न आह, न निरन्तर खुली पथराई आँखों में जल श्रावेणा, 
न अंग कम्पित होंगे ! परन्तु क्या हम उसकी निष्क्रियता कौ प्रशंसा 
कर सकेंगे t 

ग्राज हिसू स्त्री भी शव के समान ही निस्पन्द है । संस्कारों ने 
उसे पक्षाघात के रोगी के समान जड़ कर दिया है, अतः अपने सुख- 
दुःख को चेष्टा-द्वारा प्रकट करने में भी वह असमथ है | 

इसके अतिरिक्त ऐसी सीमातीत सहिष्णुता की प्रशंसा सुनते-सुनते 
वह wa इसे अपने धर्म का आवश्यक अंग समझने लगी है | 

जीवन को पूर्ण से पूणं रूप तक विकसित कर देने योग्य सिद्धान्त 
उसके पास E, परन्तु न उनका परिस्थति विशेष में उचित उपयोग 
ही वह जानती है और न उनका ग्रथ ही समझती है, aa: जीवन 
और सिद्धान्त दोनों ही भार होकर उसे वैसे ही संज्ञाहीन किये दे रहै 
है, जैसे गरीष्म की कड़ी धूप में शीतकाल के भारी और गर्म वस्त्र पहिने 
हुए पथिक को उसका परिधान । . जीवन को अपने साँचे में दालकर 
सुन्दर और सुडौल बनाने बाले सिद्वान्तों ने ही अपने विपरीत उपयोग 
से भार बनकर उसके सुकुमार जीवन को उसी प्रकार कुरूप और 
वामन बना डाला है जिस प्रकार हाथ का सुन्दर कङ्कण चरण में पहना 
जाने पर उसकी बृद्धि को रोक कर उसे कुरूप बना देता है । 

हिन्दू समाज ने उसे अपनी प्राचीन गौरव-गाथा का प्रदशन मात्र 
वना कर रख छोड़ा है | ओर बह भी मूक निरीह भाव से उसको वहन 
करती जा रही है | शताब्दियाँ पर शताब्दियाँ बीती चली जा रही हैं, 
` समय की लहरों में परिवर्तन पर परिवर्तन बहते आ रहे हैं, परिस्थतियाँ 
बदल रही हैं, परन्तु समाज केवल स्त्री को, जिसे उसने दासता कें 


3 CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ni, Ja shad 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


'की कड़ियाँ १६७ 


अतिरिक्त और कुछ देना नहीं सीखा, प्रलय की उथल-पुथल में भी 
शिला के समान स्थिर देखना चाहता है | ऐसी स्थिरता मृत्यु का 
LAK हो सकती है, जीवन का नहीं | अवश्य ही मृत्यु में भी एक 


i ९ ^ केरि ` 
-सौन्दय है, परन्तु वह जीवन के रिक्त स्थान को तो नहीं भर सकता ! 


धन की प्रभुता या पंजीवाद जितना गर्हित हे उतना ही गर्दित 


रूप धर्म ओर अधिकार का हो सकता है, फिर उसके विषय में तो 
कहना ही व्यथ हे जिसे धन, धर्म और श्रधिकार तीनों प्रकार की 


प्रभुता प्राप्त हो चुकी हो । 

समाज में उपाजेन का उत्तरदायित्व मिल जाने से पुरुष को एक 
कार का पूंजीपतित्व तो प्राप्त हो ही गया था, शक्ति अधिक होने के 
कारण अधिकार मिलना भौ सहज-प्राप्य हो गया | इसके अतिरिक्त 


a 


शास्त्र तथा अन्य सामाजिक नियमों का निर्माता होने के कारण वह 


~ 


आपने आप को अधिक से अधिक स्वच्छन्द ओर स्त्री को कठिन से 
कठिन बन्धन में रखने में समथ हो सका | 
धीरे-धीरे बनते-वनते स्त्री को वाँध रखने का सामाजिक, धार्मिक 


¢ i 
-तथा आर्थिक उपकरणों से बना हुआ यन्त्र इतना पूण र इतना 


'सफलतायुक्त सक्रिय हो उठा कि उसमें ढल कर स्त्री केवल सफल 
.दासी के रूप में ही निकलने लगी | न उसकी मानसिक दासता में कोई 
अभाव या न्यूनता थी और न शारीरिक दासता मे विद्रोह तो क्या 
अपनी स्थिति के विषय में प्रश्न करना भी उसके लिए जीवन में यन्त्रणा 
और मृत्यु के उपरान्त नरक मिलने का सार्धेन था | आज यन्त्रो के युग 
में भी दासत्व के इस पुराने परन्तु हढ़ यन्त्र के निर्माण-कौशल पर हमें 
'बिस्मित होना पड़ता है, क्योंकि इसमें मूक यन्त्रणा सहने वाला व्यक्ति 


MEN C (+४५८५०००७४४.७ Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१६८ शृंखला 
ही सहायता देने वाले कें काय में बाधा डालता रहता है । मनुष्य को 
न नष्ट कर उसकी मतुष्यता को इस प्रकार नष्ट कर देना कि बह उस 
हानि को जीवन का सबसे उज्ज्वल, सबसे बहुमूल्य और सबसे 
आवश्यक लाभ समझने लगे, श्रसम्भव नहीं तो कठिनतम प्रयाससाध्यः 
अवश्य है | प्रत्येक वालिका उत्पन्न होने के साथ ही अपने आपको 
ऐसे पराये घर की वस्तु मानने और वनने लगती है जिसमें न जाने 
की इच्छा करना भी उसके लिए पाप है। विवाह के व्यवसाय में 
उसकी विद्या पासङ्ग बने हुए ढेले के समान हे जो तुला को दोनों ओर 
समान रूप से गुरु कर देता है, कुछ उसके मानसिक विकास के लिए 
नहीं | उसकी योग्यता, उसकी कला पति के प्रदशन तथा गव की बस्तु 
है, उसे सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ तक पहुँचने का साधन नहीं; उसके कोमलता; 
करुणा, ग्राज्ञाकारिता, पवित्रता आदि TT उसे पुरुष की इच्छानुकूल' 
बनाने के लिए आवश्यक हैं, संसार पर कल्यणा-वर्षा के लिए नहीं | 
न स्त्री को अपने जीवन का कोई लक्ष्य बनाने का अधिकार है ओर 
न समाज-द्रारा निर्धारित विधान के विरुद्ध कुछ कहने का | उसका 
जीवन पुरुष के मनोरञ्जन तथा उसकी asta के लिए इस प्रकार 
चिरनिवेदित हो चुका है कि उसकी सम्मतिं पूछने की आवश्यकता का 


अनुभव भी किसी ने नहीं किया । वातावरण भी धीरे-धीरे उसे ऐसे ही 


मूक ग्राज्ञापालन के लिए प्रस्तुत करता रहता है । गहिणी का कर्तब्य 
कम महत्वपूर नहीं यदि वह साधिक्रार और स्वेच्छा से स्वीकृत हो | 
जिस ग्रह को बचपन से उसका लक्ष्य बनाया जाता है यदि उस पर उसे 
. AAAA पाने के अतिरिक्त कोई ओर अधिकार भी होता, जिस पुरुष 


के लिए उसका जीवन एकान्त रूप से निवेदित है. यदि उसके जीवन 


DUE? 


AL. Eus Une .CC-0 Gurjikul Kangri Collection, Haridwar 
^ i». 4 L EUN *» E E 


FI by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| की कड़ियाँ १२९ 


पर उसका भी कोई स्वत्व होता तो यह दासता स्पृहणीय प्रभुता बन 
जाती | परन्तु जिस णह के द्वार पर भी वह विना ग्रहपति की आज्ञा के 
पैर नहीं रख सकती, जिस पुरुष के घोर से घोर अन्याय, नीच से नीच 
आचरण के विरोध में दो शब्द कहना भी उसके लिए अपराध हो 
जाता.है, उत गृह को वन्दीणह ओर पुरुष को कारारक्षुक के अतिरिक्त 
वह और क्या समझे ! 
इसमें सन्देद नहीं कि ऐसी परिस्थिति का कुछ उत्तरदायित्व सत्री पर 
भी है, क्योंकि उसे जीने की कला नहीं श्राती, केवल युगयुगार्नर से चले 
आने वाले सिद्धान्तों का भार लेकर व स्वयं ही अपने लिए भार ATA 
मनुष्यता से ऊपर की स्थिति को अपना लक्ष्य वनाने से प्रायः मनुष्य 
देवता की पाषाणप्रतिमा वन कर रहा जाता है और इसके विपरीत मनुष्यता 
से नीचे उतरना पशु की श्रेणी में ग्रा जाना है | एक स्थिति मनुष्य से 
ऊपर होने पर भी निष्क्रिय हे, दूसरी इससे नीची होने के कारण मनुष्यता 
का कलङ्क है | अतः दोनों ही स्थितियों में मनुष्य का पूर्ण विकास सम्भव 
नहीं । हमारे समाज में अपने स्वार्थ के कारण पुरुष मनुष्यता का कलङ्क हैं 
ओर स्री अपनी आज्ञानमय निस्पन्द सहिष्णुता के कारण पाषाण सी 
j 'उपेक्षणीय--दोर्नो A मंबुष्यत्व-युक्त मनुष्य हो जाने से ही जीवन की 
| कला विकास पा सकेगी जिसका ध्येय मनुष्य की सहानुभूति, सक्रियता, 
ate आदि गुणों को अधिक से अधिक व्यापक बना देना है | 
` जीवन को विकृत न बनाकर उसे सुन्दर और उपयोगी रूप देने 
के इच्छुक को अपने सिद्धान्तों से सम्बन्ध रखने वाली अन्तमुखी तथा 
उन सिद्धान्तो के सक्रिय रूप से सम्बन्ध रखनेवाली बहिसुंखी शक्तियों को 
qe विकास की सुविधाएं देनी ही पड़ेगी । वही zw एथ्वीतल पर बिना 


CHEERS 


TORK 


3 ON. 2 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar .. ५ ROM 


ee 
oat =S 


a Hn 


i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२०० 

अवलम्ब के अकेला खड़ा रह कर WAT के प्रहारों को मलयसमीर के: 
भोंकों के समान सहकर भी हरा-भरा फल'फूल से युक्त रह सकेगा, 
जिसकी मूलस्थित शक्तियाँ विकसित और सवल हैं ओर उसी कौ 
मूलस्थिति हढ़ रह सकती है जो धरातल से बाहर स्वच्छुन्द वातावरण में 


` साँस लेता है | जब वहमुखी शक्तियाँ भी ग्रन्तमुंखी हो जाती हैं तव 


बाह्य सक्रियता नष्ट हुए विना नहीं रहती | आज चाहे हमारी आध्या- 
त्मिकता भीतर ही भीतर पाताल तक फैल गई हो परन्तु जीवन का 
व्यावहारिक रूप विकृत सा होता जा रहा है | जीवन का चिह्न केवल 
काल्पनिक स्वगं में विचरण नहीं है किन्तु संसार के कंटकाकीण पथ को 
प्रशस्त बनाना भी है | जबतक वाह्य तथा ग्रान्तरिक विकास सापेक्ष नहीं 
बनते, हम जीना नहीं जान सकते | 

डा० राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 


स्मृति में सादर te 
हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 


. Way कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 


(n 
९५४९ tt Lik rary: 


ao 


gun p 
d uat 


ec. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


sa "d 
— जी 


E by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


निदेरिका 
| ९ हृभारी gam की कड़ियाँ [१] a १-१8 
| [२] ee २०-१५ 
२. युद्और नारी ˆ _ ... we Ro 
३, नारीत्व का अभिशाप ४ 00 RHO 
४ आधुनिक नारी [ १] ^... ... RIBS 
हि णा .. ५९-६ 
५. घर्रौरवाहर [१]  ... ve UOT 
[3] i. v ७६-९० 
, [3] Ss Ao ६१-९६ 
३, हिन्दू त्री का पत्नीत्व ®) ... wee ६७-११०।५ 
७, जीवन का व्यवसाय [ १] ... ... १११-११८ 
| ; Paa ... ११६-१२८ 
द. स्त्री के ग्रथर्वातंत्य का प्रश्‍न[ १] ... १२६-१३६ 
; [3] s. १३७--१४४ 
६. हमारी,मसस्याए [ १ ] e) र४फ--९७७ ` 
Mel ROE e. Es Nr ,.. ९५८--१६८ 
| 2 ‘go, समाज at व्यक्ति ,/ˆ ... vee १६६-१८८ 
| jo जीने की कला unge s. १८६-२०० 
N 
| | 
| i 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


de Haridwar ° 27% f 
desc NE eS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. Guruki 


` वर्ग dun C... 
AR 


RP y dd Ml rco ४ and eGangotri 
गुरुकुल काँगड़ी विश्विद्यालय, हरिद्वार 


आगत wan. SS 8/ 


E विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 
30वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए। 
अन्यथा 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लगेगा। 


E 


p 
g | E AE i | | 
१ | 097 | à 
j | 
Veg WN | ii | : t: 
ipte | m 
IER Gurukul Kangri Collection Haridwar! 

NS Seat è j 


| 
| 
Í 
j| 


Se. aa 
SS 


4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


॥ 
pros. te 


ser e 
— ०१०७० GOUTURUPISSTTOTISSU! 


x by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साधना-सदन 


1. uec Ed 


“Cover printed at the Standard Pes, Allahabad at the Standard Presa, Allahabad. i 


